राजधानी 


अभिमत 


नववर्ष के जश्न 
में डूबी दिल्‍ली 


श्र 


पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्‍ली 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 
कहा, अयोध्या में राम मंदिर को 
लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल 
है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते 
हुए सभी लोगों से संबंधित कलात्मक 
भजनों को सोशल मीडिया पर “श्री 
राम भजन' हैशटैग के साथ साझा 
करने के अभियान का आह्वान किया। 
ताकि भगवान श्री राम की भक्ति की 
इस भावना का सभी के मन मस्तिष्क 
में विद्यमान हो। 

प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात 
2023 के अपने आखिरी मन की बात 
कार्यक्रम के संबोधन के दौरान कही। 
उन्होंने अपने संबोधन में इस साल के 
ऑस्कर में 'आरआरआर' के गीत 
'नाटू नाटू” और लघु वृत्तचित्र “द 
एलीफेंट व्हिस्परर्स ' के लिए भारत की 
दोहरी जीत पर भी प्रकाश डाला। 
मोदी ने कहा कि देश “विकसित 
भारत' और आत्मनिर्भरता की भावना 
से ओत-प्रोत है, उन्होंने जोर देकर 
कहा कि हमें इस भावना और गति को 
2024 में भी बनाए रखना होगा। 
पीएम मोदी ने अपने मासिक मन की 


तकनीकी क्षेत्र में 


महिला सहभागिता 


शम मंदिर को लेकर 
एऐ देश में उत्साह का 
माहौल : प्रधानमंत्री 


मोदी ने कहा, 
विकणथित भारत की 
गति को 2024 में भी 
बरकशर रखना है 
बात रेडियो कार्यक्रम के 08वें 
एपिसोड में बोलते हुए कहा कि यह 
हमारी साझा यात्रा का 08वां एपिसोड 
है। हमारे लिए संख्या 08 का महत्व 
और इसकी पवित्रता गहन अध्ययन 
का विषय है। माला में 08 मोती, 
08 बार जप, ॥08 दिव्य स्थल 
मंदिरों में 08 सीढियां, 08 घंटियां 
यह संख्या अपार आस्था से जुड़ी है। 
इसलिए “मन की बात' का 08वां 
एपिसोड मेरे लिए और भी खास बन 
गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश 
में उत्साह को देखते हुए रविवार को 


नई दिल्‍ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित 


्रायागयर 


लोगों से आग्रह किया कि वे सोशल 
मीडिया पर ' श्री राम भजन' हैशटैग के 
साथ इससे संबंधित 'भजन' जैसी 
अपनी रचनाएं साझा करें। 

इससे सभी की भावनाओं और 
भक्ति का प्रवाह में बदल जाएगा और 
हर कोई भगवान राम के लोकाचार से 
भर जाएगा। अपने मन की बात 
रेडियो प्रसारण में, प्रधानमंत्री मोदी ने 


| () केरल में पादरी, 50 ईसाई || 


परिवार भाजपा में शामिल 


४४५४७४.७७॥५|0766.007 


सोशल मीडिया पर चलाएं श्री 
रामभजन' अभियान: मोदी 


पक | 
यह भी बताया कि कई अनुभवी और 
साथ ही नए उभरते युवा कलाकार हैं 
जिन्होंने दिल को छू लेने वाले भजन 
बनाए हैं। अयोध्या में राम मंदिर को 
लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग 
है। लोग कई तरह से अपनी भावनाएं 
व्यक्त कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि 
आपने देखा होगा कि श्री राम और 
अयोध्या पर पिछले कुछ दिनों में कई 


नए गाने और नए भजन बनाए गए हैं 
और कई लोग नई कविताएं भी लिख 
रहे हैं। प्रधान मंत्री ने कहा, इसमें कई 
अनुभवी कलाकार हैं और नए उभरते 
युवा कलाकारों ने भी दिल को छूने 
वाले भजनों की रचना की है। मैंने 
अपने सोशल मीडिया पर कुछ गाने 
और भजन भी साझा किए हैं। उन्होंने 
कहा, इस ऐतिहासिक क्षण का कला 
जग अपने अनूठे अंदाज में भागीदार 
बन रहा है। 

मोदी ने कहा, मेरे मन में एक 
बात आती है। क्‍या हम सभी ऐसी 
सभी रचनाओं को एक साझा हैश टैग 
के साथ साझा कर सकते हैं। मैं 
आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 
अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया 
पर हैशटैग श्री राम भजन 
(श्रीरामभजन) के साथ साझा करें। 
यह भावनाओं और भक्ति के प्रवाह में 
बदल जाएगा जिसमें हर कोई राम के 
लोकाचार से पूरी तरह से प्रभावित हो 
जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शारीरिक 
और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर 
दिया और 'फिट इंडिया' के लिए कई 
अनूठे प्रयासों पर प्रकाश डाला। 
प्रसारण के (शेष पेज 9 ) 


स्पोर्ट्स 


॥ ५७०.(05&| |/॥॥७/2042/48369 


न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश 


को ॥# रन से हराया 


वर्ष ।2 अंक 57 


नई दिल्‍ली, सोमवार, जनवरी, 2024 


पृष्ठ 2 मूल्य हैं 3 
नगर संस्करण 


गाजा में हमास के 
खिलाफ युद्ध कई 
माह ओर चलेगा 


विदेश-| 


भारत-रूस मजबूत संबंध के लिए 
पुतिन ने की मोदी की तारीफ 


छपी राष्ट्रपति पुतिन 
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
को लिखा पत्र 


पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्‍ली 


रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी को नए साल का बधाई 
संदेश भेजा है। उन्होंने अपने संदेश में 
कहा कि कठिन वैश्विक हालत के 
बावजूद दोनों देशों के संबंध प्रगाण 
हुए है और सकारात्मक दिशा में आगे 
बढ़े हैं। पुतिन ने अपने संदेश में कहा, 
यह शुभकामना संदेश भारत की 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी के लिए है। 

पुतिन ने पिछले सप्ताह विदेश 
मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा 
के दौरान उनसे मुलाकात की और 
प्रधानमंत्री मोदी को अगले साल रूस 
की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। 
पुतिन ने जयशंकर से कहा, उन्हें 
अपने मित्र प्रधान मंत्री मोदी को रूस 
में देखकर खुशी होगी। अब तक 
भारत और रूस में हर साल 2 बार 
शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला 
शिखर सम्मेलन दिसंबर 2024 में नई 
दिल्ली में हुआ था। इस बीच, उनके 
नए साल के संदेश में कहा गया, 
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 


और भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री 
नरेंद्र मोदी को संबोधित संदेशों में 
कहा गया है कि कठिन अंतरराष्ट्रीय 
स्थिति के बावजूद, रूस और भारत 
के बीच विशेष और विशेषाधिकार 
प्राप्त रणनीतिक साझेदारी जारी है। 
गतिशील रूप से विकास करना, 
पिछले वर्ष में, व्यापार असाधारण रूप 
से उच्च दर से बढ़ रहा है और विभिन्न 
क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं 
सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। पुतिन 
ने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को 
विकसित करने और क्षेत्रीय और 
वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता 
को मजबूत करने के प्रयासों में 


समन्वय के लिए दोनों देशों के बीच 
सहयोग पर भी जोर दिया। रूस के 
राष्ट्रपति ने शंघाई सहयोग संगठन 
और जी-20 में भारत की अध्यक्षता 
के परिणामों की सराहना की और 
जोर दिया कि मॉस्को और नई दिल्‍ली 
बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को 
विकसित करना जारी रखेंगे और 
क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा 
और स्थिरता को मजबूत करने के 
प्रयासों का प्रभावी ढंग से समन्वय 
करेंगे। इसके अलावा, व्लादिमीर 
पुतिन ने बेलारूस, ताजिकिस्तान, 
अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ब्रजेल, 
दक्षिण अफ्रीका, (शेष पेज 9 ) 


पोतों पर हमलों बाद भारत की 
नौसेना ने बढ़ाई निगरानी 


पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्‍ली 


भारतीय नौसेना ने हाल में व्यापारिक 
जहाजों पर हमलों की घटनाओं के 
मद्देनजर अरब सागर और अदन की 
खाड़ी में अपने निगरानी तंत्र को बढ़ा 
दिया है। नौसेना ने अग्रिम पंक्ति के 
विध्वंसक और युद्धपोत तैनात करके 
निगरानी के स्तर को बढ़ाया है। अरब 
सागर में पोरबंदर तट पर 23 दिसंबर 
को एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से 
हमला हुआ था। 

जहाज के चालक दल में 2॥ 
भारतीय शामिल थे। यह घटना उस 
वक्‍त हुई थी जब ईरान समर्थित हूती 
विद्रोहियों ने इजगाइल-हमास संघर्ष 
के बीच लाल सागर में जहाजों पर 
हमले तेज कर दिए। वाणिज्यिक 
कच्चे तेल का टैंकर एमवी साईं बाबा 
भारत की ओर जा रहा था और उसी 


व्यापा्कि सुद्री 
जहाजों पर हाल की 
घटनाओं को देखते 
उठाया अहम कदम 


संदिग्ध ड्रोन हमले का शिकार हो गया 
था। नौसेना ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों 
में लाल सागर, अदन की खाड़ी और 
मध्यउत्तरी अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय 
शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक 
जहाजों समुद्री सुरक्षा से संबंधित 
घटनाएं बढ़ी हैं। 

उसने भारतीय तट से लगभग 
700 समुद्री मील दूर जहाज एमवी 
रुएन पर हाल में हुई समुद्री डकैती की 
घटना का भी जिक्र किया गया है। 
नौसेना ने एक बयान में कहा, भारतीय 


तहरीक-ए-हुरियत पर पांच साल का प्रतिबंध 


भाषा। नई दिल्‍ली 


केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाते 
हुए दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद 
अली शाह गिलानी द्वारा शुरू किए गए 
पाकिस्तान समर्थक समूह तहरीक-ए- 
हुर्रियत (टीईएच) को आगामी पांच 
साल के लिए रविवार को प्रतिबंधित 
संगठन घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह 
मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस 
फैसले की घोषणा की। 
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को 
बढ़ावा देने और भारत विरोधी दुष्प्रचार 
करने के चलते अलगाववादी संगठन 
हुयित पर प्रतिबंध लगाया गया है। 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस 
संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि 
संगठन को जम्मू-कश्मीर में 
अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए 
आतंकवादी गतिविधियों को जारी 
रखते हुए और भारत विरेधी दुष्प्रचार 
करते हुए पाया गया। उन्होंने कहा कि 


केंद्र शएकार ने 
अलगाववादी मैयद अली 
शाह गिलानी के पाकिस्तान 
समर्थक संगठन को गैए 
काबनी घोषित किया 


हर व्यक्ति या संगठन के खिलाफ 
आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं 
करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 
नीति के तहत कड़े कदम उठाए 
जाएंगे। शाह ने सोशल मीडिया मंच 
एक्स पर लिखा, तहरीक-ए-हुयित, 
जम्मू-कश्मीः (टीईएच) को 
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) 
अधिनियम के तहत एक गैरकानूनी 
संगठन घोषित किया गया है। यह 
संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से 
अलग करने और इस्लामिक शासन 
स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों 


केंद्रीय गृह मंत्री अभित शाह 
लगाने का निर्णय गैरकानूनी 
गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 
के तहत लिया गया है और इसके लिए 
समूह द्वारा भारत विरेधी दुष्प्रचार और 
आतंकवादी गतिविधियों को जारी 
रखने के ऐसे प्रयास करने का हवाला 
दिया गया है जिनका उद्देश्य जम्मू- 
कश्मीर में अंततः अलगाववाद को 
बढ़ावा देना है। पाकिस्तान समर्थक 
और भारत विरोधी रुख के लिए 


गिलानी के हाथों में था। इसके बाद 
इसका नेतृत्व मसर्त आलम भट के 
पास आ गया। भट को भारत विरोधी 
और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा 
चलाने के लिए जाना जाता है। भट 
फिलहाल जेल में है और उसकी पार्टी 
मुस्लिम लीग ऑफ जम्मू कश्मीर को 
भी कुछ दिन पहले प्रतिबंधित संगठन 
घोषित कर दिया गया था। 

गिलानी ने मीरखाइज उमर 
फारूक के नेतृत्व वाले उदारवादी 
हुयित गुट से बाहर निकलने के बाद 
2004 में टीईएच का गठन किया था। 
गिलानी के खिलाफ कई मामले दर्ज 
थे। गिलानी ने जमात-ए-इस्लामी से 
इस्तीफा दे दिया था और इस समूह का 
गठन किया था, जो बाद में हुयित के 
एक अन्य गुट का घटक बन गया। 
कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने 
के मकसद से धन जुयने के लिए 
कट्टरपंथी हुयित के कई सदस्यों के 
खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 


नव वर्ष के उपलक्ष्य में पायनियर कार्यालय एवं प्रेस में दिनांक । जनवरी 2024 
को अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक ३ जनवरी 2024 को प्रकाशित होगा। 


बीएचयू आईआईटी की 
छात्रा से रेप मामले 
में तीन गिरफ्तार 


भाषा। वाराणसी 


वाराणसी के लंका थाना इलाके में स्थित काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय (बीएचयू) के आईआईटी की एक 
छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म और 
वीडियो बनाए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस 
ने तीन आणेपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के 
कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल पुलिस 
ने जतब्त कर ली है मामले में विपक्षी दलों खासतौर 
से समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने आरोपियों 
का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्ट से संबंध होने का 
आरोप लगाया है। हालांकि, अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परिषद (एबीवीपी) ने आरोपियों को संरक्षण देने 
वालों की जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी 
(सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया 
एक्स पर आरोपियों की एक तस्वीर साझा करते हुए 
अपने पोस्ट में दावा किया, ये हैं भाजपा के दिग्गज 
नेताओं की छत्रछाया में पनपते और घूमते भाजपा 
कार्यकर्ताओं कौ वो नई फसल, जिनकी तथाकथित 
जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। 
लंका थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) 
शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय के आईआईटी की छात्रा के साथ 
विवि परिसर में कथित सामूहिक दुष्कर्म के तीन 
आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने 
बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान 
ब्रिज एंक्लेव निवासी (शेष पेज 9 ) 


हाड कंपा देने वाली ठंड से राहत नहीं 


साल के आखिरी दिन भी 


छाया रहा घना कोहश 
राजेश कुमार। नई दिल्‍ली 


राजधानी दिल्‍ली व एनसीआर में हाड़ कंपा देने 
वाली सर्दी से फिलहाल कोई राहत मिलने के 
आसार नहीं है। साल के आखिरी दिन रविवार को 
बेहद ठंडे दिन के सुबह के साथ पूरे दिन मध्यम से 
घना कोहरा छाया रहा | कोहरे व धुंध के चलते कई 
हवाई सेवाओं और ट्रेनों के विलंबित होने से 
यातायात सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रही । राष्ट्रीय 
राजधानी में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस 
दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से पांच डिग्री 
अधिक है और अधिकतम तापमान 5.9 डिग्री 
सेल्सियस रहा, जो सामान्य से पांच डिग्री कम है। 

शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 
(एक्यूआई) शाम चार बजे बहुत खराब श्रेणी में 
382 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को यह 400 
था। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग 
(आईएमडी ) ने कहा कि जनवरी 2024 के पहले 
सप्ताह में पाया और गिर जाएगा। सफदरजंग 
वेधशाला में दिल्‍ली में न्यूनतम तापमान 0 से 7 
डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। इस 
वर्ष अब तक दिसंबर का औसत अधिकतम और 
न्यूनतम तापमान हाल के वर्षों में इस महीने की 
तुलना में अधिक है। आईएमडी के आंकड़ों के 
अनुसार इस महीने का औसत एक्यूआई हाल के 
वर्षों की तुलना में खराब रहा है। वर्ष 2022 में, 


दिन दक्षिणी लाल सागर में एक 


तट से (शेष पेज 9 ) 


दिसंबर का औसत 349 था, जबकि 2024 में 336, 
2020 में 332 और 20॥9 में 337 था। जबकि 
20॥8 में 360 औसत दर्ज किया गया था। इस बीच, 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 
अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 
(एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे 
घने कोहरे के दौरान वायु प्रदूषण और दृश्यता के 
को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पूर्वानुमानों में 


भारत विदरेधी गतिविधियों में शामिल 


चेतावनी दी गई है कि अगले तीन दिनों तक ऐसे 
खराब हालात बने रहने की संभावना है। अगर 
लोगों ने नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे फोड़ने 
का फैसला करते हैं तो हवा की गुणवत्ता और भी 
खराब होने की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
हवा की गुणवत्ता में गिरावट पिछले दो दिनों में शहर 
में दिन के समय कम तापमान के कारण हुई है। 
कोहरे के कारण स्थानीय और लंबी दूरी की 


में शामिल है। टीईएच पर प्रतिबंध 


सेवाओं सहित कई ट्रेनों में दो से सात घंटे तक देरी 
से चलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना 
करना पड़ा। भारतीय रेलवे के अनुसार, दिल्ली क्षेत्र 
में कम से कम 23 ट्रेनों के निर्धारित समय से देरी 
से चलने की सूचना है। जो ट्रेनें देरी से चल रही हैं 
उनमें पुरी-नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस, 
कानपुर-नई दिल्ली श्रमशक्ति, हावड़ा-नई दिल्‍ली 
पूर्वा एक्सप्रेस, सहरसा-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, 


कुख्यात इस समूह का नेतृत्व पहले 


ने आरोप (शेष पेज 9 ) 


हवाई और ट्रेन सेवाएं प्रभावित 


रीवा-आनंद विहार एक्सप्रेस, इलाहाबाद-नई दिल्ली 
प्रयागगाज एक्सप्रेस, आजमगढ़-दिलली कैफियत 


| एक्सप्रेस, भागलपुर-आनंद विहार विक्रमशिला, 


राजेंद्रगगर-नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति शामिल हैं। वहीं 
राजधानी के सुब्रतो पार्क, डीएनडी फ्लाईओवर 
और इंडिया गेट के दृश्यों में कम दृश्यता के कारण 
वाहनों की आवाजाही बाधित होती हुई | प्रदूषण के 
स्तर में वृद्धि के बावजूद, पिछले पांच दिनों से 
दिल्ली में छाया हुआ घना कोहरा- जिसने उड़ानों, 


॥ ट्रेनों और सड़क यातायात को अस्त-व्यस्त कर 


दिया था, आज थोड़ा कम होता दिखाई दिया। 
आईएमडी के मुताबिक रविवार को 


आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी में काफी 


सुधार हुआ। रनवे विजुअल रेंज (आरबीआर) अब 
500 से 800 मीटर तक है, जो बेहतर विमानन 
स्थितियों का संकेत देता है। बहुत घना कोहरा तब 
होता है जब दृश्यता 0 और 50 मीटर के बीच होती 
है, 5. और 200 मीटर पर घना, 20 और 500 
मीटर पर %मध्यम% होता है, और 504 और ,000 
मीटर उथला यह कहा। आईएमडी ने मौसम संबंधी 
पूर्वानुमान में कहा है कि पंजाब के कई हिस्सों में 
देर शाम से अगले दिन सुबह तक 50 मीटर से कम 
दृश्यता के साथ अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति के 
साथ शीत लहर की स्थिति है, जो 4 जनवरी तक 
जारी रहेगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के 
समय और आधी रात में घना कोहरा रहने की बात 
कही गई है। हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली क्षेत्र के 
साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में | जनवरी तक आधी 
रात और सुबह के दौरान बहुत घना कोहरा छाए 
रहने का अनुमान है। (शेष पेज 9 ) 


जेएम फाइनैंशियल असेट रिकस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड 
कार्पोरेट पहचान सं. : 06790थ20077/074287 
पंजी. कार्यालय पता : 7वां तल, सिनर्जी, अष्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400 025 


य्र्भ ([ज0 चर नोएडा/गाजियाबाद 2 


फोन : + 9] 22 6630 3030 एफ : + 9] 22 6630 3223 १४७४४७॥्रविक्षारंत्रॉ्यार,०णा। 


मांग सूचना 


वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3(2) के साथ पतित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) 
नियमावली, 2002 के नियम 3(॥) के तहत। पीरामल कैपिटल ऐंड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः दीवान हाउसिंग ऐंड फाइनैंस कार्पोरेशन 
लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) ने एक ऋण समूह (निम्नलिस्थ्रित ऋणों सहित) का समनुदेशन उनके संबंध में सृजित अधघोवर्णित प्रतिभूति हित सहित 


तथा उन पर सभी अधिकारों, स्वाम्वि और हित सहित, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा 
2002 (“सरफासी ऐक्ट”) की घारा 5()(बी) के तहत एक समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 29 मा' 
सिक्के के रूप में संदर्भित) के पक्ष में कर दिया है। अधोहस्ताक्षरी समनुदेशिती (जेएम) का प्राधिकूत 


जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसमें आगे 
अधिकारी है। वित्तीय आस्तियों का प्र 


कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) 
का नाम 
(एलसी नंबर 27900000785 ग्रेटर नोएडा शाखा) 
राजू कुमार (कर्जदार) राषेश्याम त्यागी (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 4970004369 गुरूग्राम - सोहना रोड 
शाखा) मनदीप सिंह (कर्जदार) जसबीर कौर (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर ॥9000004॥॥॥ राज नगर शाखा) 
प्रीति टंडन (कर्जदार) विशाल टंडन (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 25500004560 नेताजी सुभाष प्लेस शाखा) 
मोहन हमरोल (कर्जदार) सीमा हमरोल (सह-कर्जदार ॥) 
विषिन कुमार (सह-कर्जदार 2) राज कुमारी हमरोल 
(गारंटर ॥) मोहन कार एयर कंडीशनर्स (गारंटर 2) 


(एलसी नंबर 09200000348 रोहिणी शाखा) 
नितिन सेठी (कर्जदार) पिंकी तनेजा 
(सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 09200000347 रोहिणी शाखा) 
नितिन सेठी (कर्जदार) पिंकी तनेजा 
(सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर ॥3300000459 कनॉट प्लेस शाखा) 
सौगत चटूटोपाघ्याय (कर्जदार) 
रजनी कान्तों चटर्जी (स्रह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर ॥3300000466 कनॉट प्लेस शाखा) 
सौगत चट्टोपाध्याय (कर्जदार) 
रजनी कान्‍्तो चटर्जी (सह-कर्जदार ॥) 


20४8० एवं प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 
, 2023 (“समनुदेशन अनुबंध”) के माध्यम से 


तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (“उक्त अधिनियम”) के तहत। उक्त 
अधिनियम की धारा ॥3(2) के साथ पठित प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
प्राधिकृत अधिकारी ने उक्‍त अधिनियम की घारा ॥3(2) के तहत मांग सूचनाएं जारी की हैं, जिनमें निम्नवर्णित कर्जदार(रों) (“उक्त कर्जदार(रों)”) 
से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां, जो नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, 
एतद्द्वारा एक बार पुनः, उक्त कर्जदार(रों) से यहां नीचे निदर्शित राशियां, जो कर्जदार(रो) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य 
प्रलेखों / विलेखों, यदि कोई, के तहत देय हैं, यहां नीचे वर्णित तिथि से भुगतान तथा अथवा वसूली की तिथि तक उक्त मांग सूचना(ओं) में 
वर्णित आगे ब्याज के साथ जेएम को इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है। ऋण के सम्यक्‌ प्रतिमुगतान के 


मांग सूचना तिथि एवं राशि 
एनपीए तिथि सहित 
28-44-2023 / रू, 5,7,680 / 

(रूपए पांच लाख इकहत्तर हजार छह सौ अस्सी मात्र) 
एनपीए (08-0॥-2023) 
28-44-2023 / रू. 40,00,960 / 

(रूपए दस लाख नौ सौ साठ मात्र) 
एनपीए (08-04-2023 
28-44-2023 / रू. 28,90,059 / 

(रूपए अठ्‌ठाईस लाख नब्बे हजार उनसठ मात्र 
एनपीए (08-08-2023] 
28-44-2023 / रू. 96,06,706 / 

(रूपए छियानवे लाख छह हजार सात सौ 
छह मात्र) एनपीए (09-0-2022) 


04-44-2023 / रू. 49,43,943 /- 
(रूपए उन्‍्चास लाख तेतालीस हजार नौ सौ 
तेरह मात्र) एनपीए (06-05-2047) 


04-44-2023 / रू. 53,00,307 /- 
(रूपए तिरेपन लाख तीन सौ सात मात्र) 
एनपीए (06-05-2047) 


04-44-2023 / रू. 63,96,844 /- 
(रूपए तिरेसठ लाख छियानवे हजार आठ सौ 
चौवालीस मात्र) 
एनपीए (04--08-2047) 


04-44-2023 / रू. 58,85,038 /- 
(रूपए अठठावन लाख पिचासी हजार 
अड़तीस मात्र) 
एनपीए (04-08-2047) 


प्रत्यामृत आस्ति का व 


फ्लैट नंबर ॥207ए, ॥3वां तल, टावर टी-+, 
रिद्धि सिद्धि, सेक्टर-99, गुरूग्राम, हरियाणा-422004 


फ् न्‍ी द्वितीय तल, ऑक्सीरिच, न 
दिल्‍ली एक्सटेंशन, प्लॉट नंबर जीएच-7ए, कोयल 
एन्कलेव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-20॥040 

सी-0 /4, सम्पूर्ण, ब्लॉक-सी, खसरा नंबर 628, 
ग्राम घोंडा गूजरान खादर, सुदामा पुरी, गांवरी 
एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिल्‍ली, 

नई दिल्‍ली-॥0053 


॥) यूनिट नंबर 906, 9वां तल, ब्लॉक बी, प्लॉट नंबर 
जीएच-005ए, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, नोएडा, 
गातमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-20430॥ 

2) यूनिट नंबर 4006, ॥0वां तल, ब्लॉक बी, प्लॉट 
नंबर जीएच-005ए, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, 
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-2030॥ 


4) यूनिट नंबर 906, 9वां तल, ब्लॉक बी, प्लॉट नंबर 
जीएच-005ए, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, नोएडा, 
गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-20430॥ 

2) यूनिट नंबर 4006, ॥0वां तल, ब्लॉक बी, प्लॉट 
नंबर जीएच-005ए, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, 
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-20430॥ 


4) यूनिट नंबर ॥704, ॥7वां तल, ब्लॉक ए, प्लॉट 
नंबर जीएच-005ए, आंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, 
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-20430॥ 
2) यूनिट नंबर ॥404, ॥4वां तल, ब्लॉक सी, प्लॉट 
नंबर जीएच-005ए, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, 
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-20304 


+) यूनिट नंबर ॥704, ॥7वां तल, ब्लॉक ए, प्लॉट 
नंबर जीएच-005ए, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, 
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-204304 
2) यूनिट नंबर ॥404, ॥4वां तल, ब्लॉक सी, प्लॉट 
नंबर जीएच-005ए, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, सेक्टर-78, 
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-204304 


(एलसी नंबर 3300000395 कनॉट प्लेस शास्ा) 
गौरव वासुदेव (कर्जदार) 
मनीष शर्मा (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 3300000394 कनॉट प्लेस शास्खा) 
गौरव वासुदेव (कर्जदार) 
मनीष शर्मा (सह-कर्जदार ॥) 


04-44-2023 / रू. 4,36,97,503/ 
(रूपए एक करोड़ छत्तीस लाख सत्तानवे हजार 
पांच सौ तीन मात्र) 
एनपीए (04-08-2047) 


04-44-2023 / रू. 88,43,046 / 
(रूपए अठासी लाख तेतालीस हजार 
छियालीस मात्र) 
एनपीए (04-08-2047) 


4) फ्लैट नंबर 802, 8वां तल एवं ॥307, ॥3वां तल 
(सर्वेंट रूम), ब्लॉक-ए, जेएनसी ग्रीनवुद्स, सेक्टर-3, 
वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-204040 

2) फ्लैट नंबर ॥20, ॥2वां तल, प्लॉट नंबर जी 
एच -॥, जेएनसी ग्रीनवुदड्स, सेक्टर-3, वसुंधरा, 
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-20040 


4) फ्लैट नंबर 802, 8वां तल एवं ॥307, ॥3वां तल 

(सर्वेट रूम), ब्लॉक-ए, जेएनसी ग्रीनवुद्स, सेक्टर-3, 

वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-204040 

2) फ्लैट नंबर 420॥, ॥2वां तल, प्लॉट नंबर जी एच 
।,  जेएनसी ग्रीनवुड्स, सेक्टर-3, वसुंधरा, 

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-204040 


(एलसी नंबर 27300000088 द्वारका शाखा) 
राजेश जैन (कर्जदार) अर्चना जैन (सह-कर्जदार ॥) 
जे टेक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-कर्जदार 2) 


(एलसी नंबर ॥96डीई एल35435 द्वारका शाखा) 
राजेश जैन (कर्जदार) अर्चना जैन (सह-कर्जदार ) 
जे टेक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-कर्जदार 2) 


(एलसी नंबर 200एनओडी38769 नोएडा सेक्टर-2 
शाखा) गरिमा सिंह (कर्जदार) 
आलोक सिंह (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 200एनओडी38766 नोएडा सेक्टर-2 
शास्त्री) गरिमा सिंह (कर्जदार) 
आलोक सिंह (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 200एनओडी38763 नोएडा सेक्टर-2 
शाखा) गरिमा सिंह (कर्जदार) 
आलोक सिंह (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 200एनओडी38772 नोएडा सेक्टर-2 
शाखत्रा) गरिमा सिंह (कर्जदार) 
आलोक सिंह (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 200एनओडी38764 नोएडा सेक्टर-2 
शाखा) गरिमा सिंह (कर्जदार) 
आलोक सिंह (सह-कर्जदार ॥) 


(एलसी नंबर 200एनओडी38767 नोएडा सेक्टर-2 
शाखा) गरिमा सिंह (कर्जदार) 
आलोक सिंह (सह-कर्जदार 4) 


(एलसी नंबर 200एनओडी38768 नोएडा सेक्टर-2 
शाखा) गरिमा सिंह (कर्जदार) 
आलोक सिंह (सह-कर्जदार ॥) 


04-44-2023 / रू. 4,85,85,556 / 
(रूपए एक करोड़ पिचासी लाख पिचासी हजार 
पांच सौ छप्पन मात्र) 
एनपीए (04-04-2048) 


04७4ल्‍2023 / रू, 4,48,5,566 / 
(रूपए एक करोड़ अड़तालीस लाख इक्यावन हजार 
पांच सौ छियासठ मात्र) 
एनपीए (04-04-2048) 


04-44-2023 / रू. 24,8,530 /- 
(रूपए चौबीस लाख अठारह हजार पांच 
सौ तीस मात्र) 
एनपीए (03-09-2049) 


04-44-2023 / रू. 24,8,530 / 
(रूपए चौबीस लाख अठारह हजार पांच 
सौ तीस मात्र) 
एनपीए (03-09-2049) 


04-44-2023 / रू, 23,98,726 / 
(रूपए तेईस लाख अठठानवे हजार सात 
सौ छब्बीस मात्र) 
एनपीए (03-09-2049) 


04-44-2023 / रू. 24,8,530 /- 
(रूपए चौबीस लाख अठारह हजार पांच 
सौ तीस मात्र 
एनपीए (03--09-2049) 


4) फ्लैट नंबर पी030303, क्रीसेंट पार्क दि पेटिओल्स 
सरे क्रीसेंट पार्क फेज-4, सेक्टर-92, गुरूग्राम, 
हरियाणा-422004,. 2) एच,” फ्लैट नंबर ॥0। बी, 
प्रथम तल, गोल्फ व्यू अपा., सेक्टर सुल्तानपुर रोड, 
ग्राम लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025 


4) फ्लैट नंबर पी030303, क्रीसेंट पार्क दि पेटिओल्स 
सरे क्रीसेंट पार्क फेज-4, सेक्टर-92, गुरूग्राम, 
हरियाणा-422004,. 2) एच,/ फ्लैट नंबर ॥0। बी, 
प्रथम तल, गोल्फ व्यू अपा., सेक्टर सुल्तानपुर रोड, 
ग्राम लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025 

4) एच ,/ फ्लैट नंबर डी / 4403, 5वां तल, डी 4, मेरठ 
बाईपास, रूड़की रोड, ग्राम खदोली, मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-२55006,.. 2) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,/2402, 
श्वां तल, सागा हैबीटैट, मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-२55006,. 3) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2//2502. 
डी 2, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, ग्राम मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006,. 4) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,/2404, 
5वां तल, सागा हैबीटैट, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 5) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 4,/404, डी 4. सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 6) एच,” फ्लैट 
नंबर डी ,/7402, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 7) एच, फ्लैट 
नंबर डी 3,/340, 5वां तल, डी 3, मेरठ बाईपास, 
रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 


सागा हैबीटैंट, मेरठ, उत्तर 
,,. 3) एच / फ्लैट नंबर डी 2//2502, 
डी 2, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, ग्राम मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006,.. 4) एच ,/ फ्लैट नंबर डी 2//2404, 
5वां तल, सागा हैबीटैट, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 5) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी ,//404, डी 4, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 6) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 4//402, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 7) एच, फ्लैट 
नंबर डी 3,/340, 5वां तल, डी 3, मेरठ बाईपास, 
रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 
4) एच ,/ फ्लैट नंबर डी // ॥403, 5वां तल, डी 4, मेरठ 
बाईपास, रूड़की रोड, ग्राम खदोली, मेरठ, उत्तर 
2) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,/2402, 
तल, सागा हैबीटैट, मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006, . 3) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,//2502, 
डी 2, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, ग्राम मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006, 4) एच ,/ फ्लैट नंबर डी 2//240, 
5वां_ तल, सागा हैबीटैट, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 5) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 4//404, डी 4, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 6) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 4//402, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 7) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 3,/3404, 5वां तल, डी 3, मेरठ बाईपास, 
रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006. 
।) एच / फ्लैट नंबर डी //4403, 5वां तल, डी 4, मेरठ 
बाईपास, रूड़की रोड, ग्राम खदोली, मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006,.. 2) एच ,/ फ्लैट नंबर डी 2,/ 2402, 
श्वां तल, सागा हैबीटैंट, मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006,. 3) एच फ्लैट नंबर डी 2,/2502, 
डी 2, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, ग्राम मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006, .. 4) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,/2404, 
5वां_ तल, सागा हैबीटैट, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 5) एच,” फ्लैट 
नंबर डी //404, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006,.. 6) एच ,/ फ्लैट 
नंबर डी ॥/4402, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 7) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 3,/3404, 5वां तल, डी 3, मेरठ बाईपास, 
ड़ उत्तर प्रदेश-255006. 
4) एच // फ्लैट नंबर डी // ॥403, 5वां तल, डी 4, मेरठ 


2) एच./ फ्लैट नंबर डी 2,/2402, 

सागा हैबीटैंट, मेरठ, उत्तर 

,,. 3) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,//2502, 

डी 2, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, ग्राम मेरठ, उत्तर 

प्रदेश-255006,.. 4) एच / फ्लैट नंबर डी 2,/2404, 

5वां तल, सागा हैबीटैट, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 

ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 5) एच, फ्लैट 

नंबर डी ,//404, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 

ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 6) एच, फ्लैट 

नंबर डी ॥/4402, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप 

ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006,. 7) एच,/ फ्लैट 

नंबर डी 3,/3404, 5वां तल, डी 3, मेरठ बाईपास, 
रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 


04-44-2023 / रू. 24,8,530 / 
(रूपए चौबीस लाख अठारह हजार पांच 
सौ तीस मात्र) 
एनपीए (03-09-2049) 


04-44-2023 / रू. 24,8,530 /- 
(रूपए चौबीस लाख अठारह हजार पांच 
सौ तीस मात्र) 
एनपीए (03-09-2049) 


4) एच ,/ फ्लैट नंबर डी //403, 5वां तल, डी 4, मेरठ 
बाईपास, रूड़की रोड, ग्राम खदोली, मेरठ, उत्तर 
2) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,/ 2402, 
तल, सागा हैबीटैट, मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006,.. 3) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2//2502, 
डी 2, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, ग्राम मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006,.. 4) एच ,/ फ्लैट नंबर डी 2,/2404, 
5वां तल, सागा हैबीटैट, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006,. 5) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी ,/404, डी 4, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 6) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी ॥,//4402, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 7) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 3,//340, 5वां तल, डी 3, मेरठ बाईपास, 
रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 


बाईपास, रूड़की रोड, ग्राम खदोली, मेरठ, उत्तर 
2) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,//2402, 
सागा हैबीटैट, मेरठ, उत्तर 
,,.. 3) एच// फ्लैट नंबर डी 2/2502, 
डी 2, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, ग्राम मेरठ, उत्तर 
प्रदेश-255006, 4) एच,/ फ्लैट नंबर डी 2,/2404, 
5वां तल, सागा हैबीटैट, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 5) एच फ्लैट 
नंबर डी //404, डी 4, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप, 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 6) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी //402, डी ॥, सेक्टर जेनिथ टाउनशिप 
ग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006, 7) एच,/ फ्लैट 
नंबर डी 3३,/3404, 5वां तल, डी 3, मेरठ बाईपास, 
रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-255006. 


यदि उक्त कर्जदार जेएम को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहेंगे, जेएम अधिनियम की धारा ॥3(५) और लागू नियमों के अधीन उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरूद्ध 
कार्यवाही प्रारंभ करेगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त आस्तियों का अंतरण जेएम की पूर्व लिखित सहमति के 
बिना बिक्री, पटुटा या अन्य प्रकार से करने के संबंध में उक्त कर्जदारों पर अधिनियम के तहत रोक लगी है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम आथवा उसके तहत बनाए गए 
नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा उस हेतु अभिप्रेरित करता है, अधिनियम के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा //अथवा आर्थिक दण्ड का भागी होगा। 


(प्राधिकृत अधिकारी) 
जेएम फाइनैंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड 
अरण्य - ट्रस्ट क॑ टरूटी की अपनी हैसियत से कार्यरतु, 


नई दिल्‍ली, सोमवार, जनवरी, 2024 


यातायात भार को कम करेगा नया एक्सप्रेसवे 


७ नोएडा एयरपोर्ट के लिए 
दिल्‍ली व नोएडा से सीधी 
कनेक्टिविटी दी जाएगी 


पायनियर समाचार सेवा। नोएडा सेवा। नोएड 


नोएडा-ग्रेटरः नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी 
यातायात है। इसके भार को कम करने के लिए 
ही यहां एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जाना है। 
नया एक्सप्रेसवे पुराने के समानांतर ही बनाया 
जाएगा। आने वाले समय में जेवर में शुरू होने & $--> 
जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ७७ 4 
दिल्ली व नोएडा से सीधी कनेक्टिविटी दी जानी 
है। इसके लिए सोमवार को स्थलीय निरीक्षण के 
दौरान पुश्ता रोड पर प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के 
क्रॉस सेक्सनल डिटेल, लोंगिट्यूडनल डिटेल 
और ऑब्लिगेटरी प्वाइंट पर विचार किया गया। 

साथ ही इनकी मार्किंग भी की गई। 
एक्सप्रेसवे के डिजाइन, लंबाई और चौड़ाई के 
संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। नोएडा 
प्राधिकरण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
संजय कुमार खत्री ने एनएचएआइए सिचाई 
विभागए राइट्स को इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट 


तैयार करने के निर्देश दिया। बता दें कि पिछले 
दिनों दिल्‍ली में एनएचएआइ ने नोएडा, ग्रेनो, 
यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों व जिला 
प्रशासन के साथ बैठक की थी। 

इस बैठक में एनएचएआइ के अध्यक्ष 
संतोष यादव भी मौजूद थे। एक्सप्रेसवे पर 
यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसको 
देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने विकल्प तलाशने 
की तैयारी शुरू की थी। मार्च में विकल्प तलाश 
कर रिपोर्ट देने के लिए एजेंसी चयन को टेंडर 


भी जारी हुआ था, लेकिन फिर यह कवायद रुक 
गई थी शुक्रवार को नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के 
विकल्प के तौर पर एक और रास्ता बनाने के 
लिए गठित समिति ने मौके पर जाकर निरीक्षण 
किया। यह नया विकल्प यमुना पुश्ता के 
समानांतर बनाया जाएगा। 

यह नया एक्सप्रेसवे या एलिवेटेड रोड भी 
हो सकती है। अब जेवर में बनने वाले नोएडा 
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण, प्राधिकरण 
जल्द ही इस पर काम शुरू कर सकता है। यह 


एक्सप्रेसवे नोएडा के सेक्टर 28, 35, ॥50, 
5, 68 के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा के कुछ 
क्षेत्रों को जाने वाले वाहन चालकों को एक 
अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 
उपयोगिता को बढ़ाने के लिए नोएडा प्राधिकरण 
को सेक्टर-50 से दायीं ओर हरियाणा के 
फरीदाबाद को जोड़ना होगा। इसके लिए यमुना 
में ऊपर पुल बनाकर जोड़ा जा सकेगा। इससे 
नया एक्सप्रेसवे की उपयोगिता बढ़ा जाएगी। 
उधर नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर 
एडवंट अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका 
है। जो फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एफएनजी 
को सेक्टर-435 के पास जुड़ने के लिए तैयार 
है। आने वाले समय में फेस टू से शाहदरा गांव 
तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना प्रस्तावित 
है। यह एफएनजी का हिस्सा है। 

समिति में नोएडा प्राधिकरण की ओर से 
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार 
खत्री, महाप्रबंधक नियोजन, उप महाप्रबंधक 
सिविल विजय कुमार रावल, उप महाप्रबंधक 
जल आरपी सिंह और वरिष्ठ प्रबंधक वर्क 
सर्किल-9 विश्वास त्यागी, वर्क सर्किल 40 
वरिष्ठ प्रबंधक केबी सिंह के अलावा 
एनएचएआईइए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और 
राइट्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। 


गौतमबुद्ध नगर में नए 


साल पर धारा 44 लागू 


नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में नए साल 
का जश्न 3 दिसंबर से ॥ जनवरी 
2024 तक मनाया जाएगा। इसके 
अलावा इस दौरान विभिन्‍न संगठनों 
द्वारा समय.समय पर धरना 
प्रदर्शन आदि का कार्यक्रम भी किया 
जाना प्रस्तावित है। ऐसे में शहर की 
शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके 
लिए पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध 
नगर ने जनपद में दो दिनों के लिए 
धारा 44 लागू की है। 

धारा 444 सीआरपीसी का 
प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कराने और 
जनपद में कानून और शांति व्यवस्था 
को बनाए रखने के लिए आवश्यक 
दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस 
दौरान एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग 
इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। 


पायनियर समाचार सेवा। नोएडा सेवा। नोएड| 


कोतवाली सेक्टर-426 क्षेत्र में यमुना के डूब क्षेत्र 
में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे क्रेशर के 
मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। गांव असगरपुर 
में पत्थर की पिसाई कर गंदे पानी को यमुना में 
फेंकने के मामले में पुलिस ने पाला प्रधान समेत 
पांच लोगों के खिलाफमुकदमा दर्ज किया है। 
पुलिस ने मौके से तीन ट्रैक्टर और एक 
जेसीबी कब्जे में ली है। पुलिस आरोपितों की 
तलाश कर रही है। उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने दर्ज 
कराई एफ आइआर में बताया कि 30 दिसंबर को 
साथी उपनिरीक्षक छत्रपाल सिंह के साथ कोतवाली 
क्षेत्र में असगरपुर पुस्ता पर चेकिंग कर रहे थे। 
इसी दौरान सूचना मिली कि यमुना पुस्ता के 
नीचे गांव असगरपुर के पाला प्रधान के खेत में 
पुस्ता में अवैध तरीके से यमुना नदी के मध्य डूब 
क्षेत्र में रोड़ी, बदरपुर, पत्थर आदि की क्रैसर द्वारा 


भंडारण किया गया है। 


हनीट्रैप में फंसा डॉक्टर, इलाज कराने गा 
महिला ने बनाए आपत्तिजनक वीडियो- 


पायनियर समचार सेवा। गाजियाबाद 


आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना ली। उनके घर पर 


भी पहुंच गई। फिर फोटो और वीडियो प्रसारित करने के 


जिले के एक सरकारी त्वचा रोग विशेषज्ञ से महिला मरीज 
ने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए ब्लैकमेल 
कर ॥] लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए। आरोप है कि 
महिला अभी और रुपये की मांग कर रही है। नहीं देने पर 
बदनाम करने की धमकी दे रही है। 

डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने महिला समेत चार 
लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। डॉक्टर ने दर्ज 
कराई रिपोर्ट में बताया पिछले दिनों एक महिला इलाज 
कराने आई थी। दवाई लेकर गई तो उसने कॉल कर बताया 
कि उसे नींद अधिक आ रही है। तो उसकी नींद की दवाई 
बंद कर दी। महिला उन्हें संदेश भेजने लगी। नजदीकियां 
बढ़ाकर वॉट्सऐप पर वीडियो कॉल कौ। उनकी 


नाम पर ब्लैकमेल कर ] लाख 50 हजार रुपये और कई 
कीमती सामान ले लिया। इतना ही नहीं, महिला ने फोटो 
वीडियो डिलीट कराने के नाम पर साहिबाबाद क्षेत्र में 
बुलाया। ब्लैकमेल कर और रुपये की डिमांड करने लगे। 
महिला ने दो युवतियां और एक युवक के साथ मिलकर 
उन्हें दोबारा ब्लैकमेल किया। 

महिला ने स्वास्थ्य विभाग को शिकायत की। जांच 
में आरोप निराधार मिले। परेशान डॉक्टर ने आत्महत्या की 
चेतावनी दी। कोतवाली पुलिस ने महिला समेत चार के 
खिलाफ रिपोर्ट दर्ज को। सहायक पुलिस आयुक्त 
साहिबाबाद रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि रिपोर्ट 
दर्ज कर ली गई है। जांच कराई जा रही है। 


स्कूल मालिक से रंगदारी 
मांगने वाला गिरफ्तार 


गाजियाबाद। गाजियाबाद के थाना 
लोनी बॉर्डर पुलिस ने 40वीं पास 
आलोक नाम के आरोपी को गिरफ्तार 
किया है। आलोक ने अपने घर के 
पास बने स्कूल की मालकिन के बेटे 
से रंगदारी वसूली थी। 

महज ॥0वीं पास आलोक ने 
गूगल और यूट्यूब से इंटरनेशनल 


पायनियर समाचार सेवा। नोएडा समाचार सेवा। नोएड 


नोएडा में भारतीय जनता युवा मोर्चा 
के जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव के 
कैंप कार्यालय पर पूर्व मंत्री नवाब 
सिंह नागर, प्रदेश कार्यकारिणी 


इंटरनेट कॉलिंग सीखा। उसके बाद 
रंगदारी वसूली। पुलिस ने ॥॥ दिन 
बाद आरोपी को गिरफ्तार कर रंगदारी 
के पैसे बरामद किए हैं। गाजियाबाद 
में एसीपी अंकुर विहार रवि प्रकाश 
सिंह ने बताया कि आजकल ऐसे कई 
सॉफ्टवेयर मौजूद है। जिन पर दूसरे 
देश का आईपी एड्रेस और नंबर 
मौजूद रहता है। इन सॉफ्टवेयर पर 
जाकर आप किसी भी देश का नाम 
और नंबर चुन सकते हैं। 


सदस्य राकेश शर्मा ने सभी कार्यकर्ता 
बंधुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के मन की बात कार्यक्रम का 08 वां 
संस्करण सुना। 

मन की बात के 08वें संस्करण 
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 08 के 
सनातनी महत्व को समझाते हुए मन 
की बात आरंभ की। पीएम मोदी ने 
सभी को नववर्ष 2024 की 
शुभकामनाएँ दी । उन्होंने कहा कि नारी 
शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित 


एलिस मुठभेड़ में दो मोबाइल 
लुटेरों को लगी गोली 


नोएडा। नोएडा की थाना सेक्टर 58 पुलिस की शातिर मोबाइल लुगेरे से मुठभेड़ 
हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। 
दोनों घायल बदमाशों के कब्जे से 
लूट के 9 मोबाइल फोन, दो तमंचे 
और एक बिना नंबर प्लेट की 
मोटरसाइकिल बरामद हुई। 
दरअसल नोएडा की थाना सेक्टर . 
58 पुलिस के द्वारा सेक्टर 57 के १9 
पास चेकिंग की जा रही थी। इसी ० है 90 | ४ 
दौरान पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर दो संधिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें 
पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह लोग नहीं रुके और उन्होंने अपनी 
मोटरसाइकिल को वापस दौड़ा दिया। पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया 
तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग 
की। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के दौरान उनकी मोटरसाइकिल गिर गई और 
दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने 
दोनों बदमाशों को दौड़कर पकड़ लिया। बदमाशों की पहचान गाजियाबाद 
निवासी अनिकेत और नोएडा निवासी अंशुल के रूप में हुई। गोली लगने की 
वजह से घायल हुए दोनों बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। 


भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं 
ने सुनी पीएम मोदी के मन कौ बात 


हुआ जिसकी प्रतीक्षा एक लंबे समय 
से थी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार 
से जन मानस ने उन्हें अपने संदेशों के 
माध्यम से भारत को पांचवीं बड़ी 
अर्थव्यवस्था बनने की बधाई दी है। 

उन्होंने नाटु नाटु को मिले 
ऑस्कर, खेल जगत में भारतीयों के 
बढ़ते प्रभाव, मेरी माटी मेरा देश 
अभियान की सफ लता के लिए 
देशवासियों की सराहना की। उन्होंने 
कहा कि 70000 अमृत सरोवर भी एक 
बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने भारत 
के सामर्थ्य की सराहना करते हुए सभी 
को एक साथ भारत के विकास मे जुट 
जाने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं 
को फिट इंडिया अभियान से जुड़ने का 
आग्रह किया है। 


गाजियाबाद में फर्नीचर 
के गोदाम में लगी आग 


गाजियाबाद। अंकुर विहार थाना क्षेत्र 
में एमएम रोड डीएलएफ से दमकल 
विभाग को सूचना मिली की फर्नीचर 
के गोदाम में आग लग गई है। लोनी 
फायर स्टेशन से दो दमकल की गाड़ी 
मौके पर रवाना हुई। 

दमकल कर्मियों ने देखा कि 
ग्राउंड फ्लोर पर बने फर्नीचर के 
गोदाम में आग लग गई है। वहीं 
गोदाम के ऊपर चार मंजिला फ्लैट 
बने हुए हैं। गाजियाबाद में चीफ फ 
एयर ऑफि सर राहुल पाल ने बताया 
कि रविवार को लोनी फायर स्टेशन 
कंट्रोल रूम पर अंकुर विहार लोनी 
गाजियाबाद पर बनी बिल्डिंग में आग 
लगने की सूचना दी गई। फयर 
सर्विस यूनिट ने तत्काल चार मंजिला 
भवन के भूतल पर बनी फैजान 
निवासी डाबर तालाब लोनी की 
फर्नीचर की दुकान में लगी आग को 
पंपिंग करके बुझाना शुरू किया। 


पुलिस टीम को देखकर लोग भाग खड़े हुए। 
कुछ लोग ट्रैक्टर चालक व जेसीबी चालक मौके से 
झाड़ियों एवं ऊंचे-नीचे रास्ते का फायदा उठाकर 
भाग गए। पुलिस टीम ने मौके से तीन ट्रैक्टर, एक 


डब क्षेत्र में चल रहे क्रेशर, प्रधान समेत पांच पर केस दर्ज 


७ जांच टीम को देखकर भाग 
गया था जेसीबी चालक 


पिसाई और धुलाई की जा रही है। इससे निकलने 
वाला गंदा पानी यमुना नदी में डाला जा रहा है। यही 
नहीं यह कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है। 
सूचना पर पीसीआर 23 पर तैनात उपनिरीक्षक 
शैलेंद्र कुमार, कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार को मौके पर 
बुलाया गया | जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 
आदेश के क्रम में अधिकारियों के दिशा.निर्देशन में 
मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी। जिस पर 
पता चला कि मौके पर पत्थर व बदरपुर का 


जेसीबी को कब्जे में ले लिया। पुलिस को 
जानकारी में पता चला कि ट्रैक्टर और जेसीबी 
पाला प्रधान, जयकिशन की हैं। इसमें सत्यवीर और 
दो अन्य लोग भी शामिल हैं। 

सभी लोग मिलकर काम करते हैं। इसके साथ 
ही पुलिस ने खनन विभाग समेत संबंधित अन्य 
विभागों को सूचना दी है। हेड वर्क्स खंड आगरा 
नहर ओखला के सींचपाल सुभाष चंद्र ने 4 जुलाई 
को इसी कोतवाली एफ आइआर दर्ज कराई थी। 
जिसमें उन्होंने बताया था कि यमुना मार्जिनल 
तटबंध के ग्राम नौरंगाबाद खादर के डूब क्षेत्र में 
कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से रोड़ी बदरपुर पत्थर 
आदि की क्रेशर द्वारा पिसाई एवं धुलाई का कार्य 
किया जा रहा है। आरोपित ग्राम असगरपुर के 
सामने भी यमुना तटवर्ती बंद वह डूब क्षेत्र में चलाए 
जा रहे क्रेशर द्वारा धुलाई कर गंदा पानी यमुना नदी 
में डाल रहे हैं। कोतवाली प्रभारी का कहना है इस 
मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। 


वाहनों का चालान काटता ॥ 


सड़क सुरक्षा पखवाड़ा पर पल ब्तु वर्ल्ड तिराहा मार्ग पर नो-पाकिंग में खड़े 


डीएम के आदेश पर यातायात को लेकर चला अभियान 
नोएडा। नोएडा गौतमबुद्धनगर जनपद के डीएम मनीष कुमार वर्मा के 
आदेश पर उनके ही नेतृत्व में परिवहन विभाग ने एक अनोखा अभियान 
शुरू किया है। इस अभियान का मकसद आम से लेकर खास नागरिकों की 
सुरक्षा और संरक्षण है। नोएडा के परिवहन विभाग ने रविवार, 3 दिसंबर 
को प्रत्येक व्यक्ति से अपने व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स 
पर स्टेटस के रूप में हर सफर में सड़क सुरक्षा व हर हर घर सड़क सुरक्षा 
सस्‍लोगन लगाने की अपील है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन एवं 
डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन 
अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क 
सुरक्षा के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से हर घर 
तिरंगा की भांति हर सफर में सड़क सुरक्षा व हर घर सड़क सुरक्षा सलोगन 
वाले क्रिएटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस 3 दिसंबर 
2023 को प्रत्येक व्यक्ति के व्हाटसएप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया 
अकाउंट्स पर स्टेटस के रूप में लगाए जाने की अपील की है। 


विकसित भारत संकल्प-यात्रा में आइटम सांग पर लगे ठुमके 
गाजियाबाद। गाजियाबाद के मोदीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा 
कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा 
कार्यक्रम के दौरान आइटम सांग पर डांस करने का मामला सामने आया 
है। इस संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं। भाजपा 
नेता व अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं| मोदीपुर के गांव 
शकुरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शनिवार को 
आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में सांसद, 
विधायक सहित कई बड़े नेताओं ने भाग लिया था। इस दौरान भाजपा 
नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में 
जानकारी दी गई। अब इस कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर 
वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आइटम सांग पर डांस किया जा रहा 
है। हालांकि भास्कर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता हैं। जिस समय 
आइटम सांग पर डांस किया जा रहा था। उस समय भाजपा के कोई बड़ा 
नेता या सरकार का कोई अधिकारी मंच पर मौजूद नहीं था। 


खेल प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाया दमखम 


नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित विश्व भारती पब्लिक स्कूल में शनिवार को 
स्पोर्टस डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अंतर सदनीय खेल 
प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत 
व खेल शपथ के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोएडा के सांसद 
डॉ महेश शर्मा ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल को 
हमेशा पूरे उत्साह से खेलना चाहिए न कि हार जीत की भावना से। उन्होंने 
कहा कि ये प्रतिभागी ही भारत की संस्कृति की महक लेकर विश्व पटल 
पर अपना नाम ऊँचा करेंगे। समाज और देश को जोड़ने का कार्य जिसने 
किया है वो है खेल भावना। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कथन खेलेगा 
इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया को सार्थक करते हुए कहा कि श्खेलेगा 
इंडिया खिलेगा इंडियाश। देश को आगे बढ़ाने के लिए खेल जरूरी है जिससे 
देश सर्वागीण विकास हो सके। कार्यक्रम में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा.2 
तक के छात्रों ने भाग लिया। उनके उत्साहवर्धन के लिए हूप ड्रिल, पैटर्न 
ड्रिल, मिकी माउस ड्रिल, मैडागस्कर और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किए | छोटे बच्चों ने ड्रिल व रेस में भाग लिया तो वहीं बड़े बच्चों 
ने 00 मीटर, 200 मीटर तथा 400 मीटर रेस और चक्का फेंक आदि 
प्रतियोगिताओं में अपने कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के 
दौरान छात्रों में नवीन उत्साह देखा गया। प्रतियोगियों ने सभी का मन मोह 
लिया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। 


ब्रपायागयर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, । जनवरी, 2024 


नए साल के जशन में डूबी दिल्‍ली 


राजधानी के रेस्टोरेंट, दुकानों और शोरूम को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया 
प्रमुख स्थानों पर दमकल की गाड़ियां तैनात 


नहीं दिल्‍ली। राष्ट्रीय राजधानी में जहां एक तरफ नए साल का जश्न 
मनाने के लिए तैयारी चल रही हैं; वहीं दिल्‍ली आग्निशमन सेवा (डीएफएस) 
ने थी अपने इंतजाग कर लिए हैं जिससे कि जश्न अच्छी तरह से मनाया जा 
सके। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग 
ने दिल्‍ली के प्रमुख स्थानों पर आग्िशमन गाड़ियां तैनात की हैं जहां धूमधाम 
से जश्न मनाने और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होने की संभावना है। 
डीएफएस के प्रमुख अदुल गर्ग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा; डीएफएस ने 
नववर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्‍ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत 
व्यवस्था की है और इसके अलावा दमकल केंद्रों को अलर्ट पर रखा है। 
निम्नलिखित स्थानों पर दमकल की गाड़ी को तैनात रखा जाएगा जिससे किसी 
भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। सभी को नववर्ष की शुधकामनाएं। 
अधिकारियों ने शहर में 70 से 72 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है जहां 


पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्‍ली 


कनॉट प्लेस में नए वर्ष का जश्न 
मनाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नए 
साल का जश्न मनाने के लिए रेस्टोरेंट, 
दुकानों और शोरूम को रंग बिरंगी 
लाइटों से सजाया गया था। साथ ही 
ग्राहकों को आकर्षित करनेके लिए 
कई बंपर डिसकाउंट भी दिए गए। 
इसके अलावा 3 दिसंबर की सुबह 
से लेकर रात तक घूमने वाले लोगों व 
युवाओं का जमावड़ा लगा रहा। 

इस दौरान दिल्ली पुलिस नए 
वर्ष 2024 की पूर्व संध्या पर शहर में 
किसी भी अप्रिय घटना से बचने और 
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 
पूरी तरह से मुश्तैद रही। वहीं 
यातायात पुलिस ने वाहनों की सुगम 
आवाजाही के लिए 2,500 से अधिक 
कर्मी तैनात किए थे। पुलिस के 
अनुसार हुड़दंगा करने वाले और 
यातायात नियमों के उल्लंघन को 


रोकने के लिए 0 हजार से अधिक | 
कर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस ; 
उपायुक्त जॉय तिर्की ने कहा, वह 
चाहते हैं कि सभी हर्षोल्लास के साथ | 
नववर्ष का स्वागत करें। लेकिन अगर | 
कोई सड़कों पर उत्पाद मचाता पाया | 
गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ; 
जाएगी। पुलिस के एक वरिष्ठ | 
अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में नशे | 
में गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल पर ; 
स्टंट करना और किसी भी वाहन के | 
जरिए कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने पर | 
सख्त पाबंदी है। अधिकारी ने कहा कि ; 
किसी को भी नियमों का उल्लंघन ; 


करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 


नशे में गाड़ी चलाने पर अंकुश | 
लगाने के लिए दिल्ली यातायात | 
पुलिस की लगभग 250 टीम तैनात । 


की गई हैं। रविवार गत आठ बजे के 
बाद कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले 
वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की 
जाएगी। विशेष पुलिस आयुक्त 


। विशेष व्यवस्था की गई है। इन स्थानों में अंसल प्लाजा: लाजपत नगर कनॉट 


प्लेस. पालिका बाजार गांधी नगर मार्केट पैसिफिक मॉल, रानी बाग मार्केट 
छतरपुर मजनू्‌ का टीला; हौज खास विलेज मार्केट गुरु हनुमान मार्य, एयरो 
सिटी, गृखर्जी नगर और कालकाजी मंदिर क्षेत्र शामिल हैं। 


(यातायात) एसएस यादव ने कहा कि 
लगभग 450 मोटरसाइकिल भी 
विभिनन स्थानों पर तैनात की जाएंगी। 


लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत 
संगठन बनाना है : केजरीवाल 


आप राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी बैठक 


'पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्‍ली 


आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय 
संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद 
केजरीवाल ने रविवार को पार्टी के 
नेशनल एग्जिक्यूटिव और ॥2वीं 
नेशनल काउंसिल की बैठक की 
अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से 
हुई दोनों बैठकों में देश भर के पार्टी 
पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 
इस दौरान केजरीवाल ने कहा 

कि पिछले 2 साल में आम आदमी 
पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। 
हमने वो काम करके दिखाया है, जो 
75 साल में भी दूसरी पार्टियां नहीं कर 
पाईं। पिछले दो साल में पंजाब में 
किया गया आप सरकार का काम ये 
दिखाता है कि अगर पूर्ण राज्य में 
हमारी सरकार हो तो हम बहुत तेजी 
से काम कर सकते हैं। 

लोक सभा चुनाव के मद्देनजर 
आप संयोजक ने का कि बिना मजबूत 
संगठन के चुनाव नहीं जीते जा सकते, 
इसलिए अब हमें पूरे देश में आप का 
मजबूत संगठन बनाना है। पार्टी का 
संगठन बनाने के लिए सबको अपने- 
अपने राज्य में मेहनत करनी पड़ेगी। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 
लोकसभा चुनाव में आम आदमी 
पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। 
हमें सीट शेयरिंग में जो-जो सीटें 
मिलेंगी, उन सीटों पर हमें अच्छे से 
चुनाव लड़ना है। आप का पूरा प्रयास 


/ ६06 


/ डे 
रहेगा कि हम वो सारी सीटें जीतें। 
जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी 
लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही होगी, 
उन राज्यों के पार्टी के कार्यकर्ता जहां 
चुनाव लड़ेंगे वहां आकर मदद करेंगे। 


लोकसभा के बाद हरियाणा 
विधानसभा का चुनाव आम आदमी 
पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। 

आम आदमी पार्टी सरकार बनाने 
के इरादे से हरियाणा का विधानसभा 
का चुनाव लड़ेगी और उसमें अपनी 
पूरी ताकत झोंक देंगे। अक्टूबर- 
नवंबर में हरियाणा का चुनाव होने की 
संभावना है। आम आदमी पार्टी के 
संयोजक ने कहा कि आप ने 0 साल 
में ही राष्ट्रीय राजनीति में बहुत 
प्रभावशाली दस्तक दी है। 

देश में पहली बार विरोधी दल 
स्कूल-अस्पताल पर बात करने को 
मजबूर हुए हैं। अब तो इन लोगों ने 
हमारा “गारंटी ' शब्द और मैनुफेस्टो 
भी चुरा लिया है। अब ये लोग भी 
“मोदी की गारंटी ' और “कांग्रेसी की 
गारंटी' कहने लगे हैं। इन लोगों ने 
जनता को गारंटियां तो दीं, लेकिन 
किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि इनकी 
नीयत ठीक नहीं है, जबकि हम अपनी 
सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं। इस दौरान 
उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पांच 


क्विज प्रतियोगिता में आयोजकों के साथ प्रतिभागी बच्चे। 


नव वर्ष के आगमन पर क्विज प्रतियोगिता 

नई दिल्‍ली। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय अंबेडकर स्कूल ऑफ 
स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस शालीमार बाग में क्रिसमस व नव वर्ष के आगमन 
पर जर्मन भाषा एवम्‌ लाइब्रेरी विषय पर क्विज प्रतियोगिताओं का 
आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। विजेता 
प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया एवम्‌ अन्य 
प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय 
प्रमुख रविन्द्र सिंह रावत ने सभी विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा का महत्व बताते 
हुए प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पुस्तकालय 
अध्यक्ष विजय कुमार ने जर्मन भाषा को इंडो यूरोपीय भाषा समुह की एक 
भाषा बताया, जिसे पूरे यूरोप में अधिकांश जगह बोली जाती है। 


इलेक्ट्रिक वाहन नीति तीन महीने बढ़ेगी 


नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सरकार ने रविवार को 
समाप्त होने वाली अपनी इलेक्ट्रिक वाहन“ 
(ईवी) नीति को अगले तीन महीने के लिए 
बढ़ाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने 
यह जानकारी दी। अगस्त 2020 में 
अधिसूचित इस नीति का लक्ष्य 2024 तक 
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी ! 
को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है। एक 


अधिकारी ने कहा कि अब इसे 3 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाएगा और 
कैबिनेट इसे मंजूरी देगी। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 इस साल 8 
अगस्त को समाप्त हो गई और तब से इसे बार-बार विस्तार मिला है। 
अधिकारियों के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर काम चल रहा है 
लेकिन यह कब लागू होगी यह तय नहीं है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश 
गहलोत ने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 में वाहनों को 
उच्च लागत को देखते हुए रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्‍होंने 
कहा था कि एक सामान्य जिप्सी को बदलने में लगभग 5 लाख से 6 
लाख रुपये का खर्च आता है, जो कि काफी अधिक है। 


७ बोले आप संयोजक : 
हरियाणा विधानसभा का 
चुनाव पार्टी लिए सबसे 
बड़ा चुनाव है 


नेता जेल में हैं, वो हमारे हीरो हैं और 
हमें उन पर बहुत गर्व है। अगर आप 
बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और 
गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने की 
बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा 
और हमें इसके लिए तैयार रहना 
होगा। 

केजरीवाल ने नेशनल परिषद की 
बैठक को संबोधित करते हुए कहा 
कि पार्टी की यह ॥2वीं नेशनल 
काउंसिल की मीटिंग है। किसी भी 
पार्टी के इतिहास में 72 साल का 
समय कुछ भी नहीं होता है। एक 
आदमी को एमएलए की सीट जीतने 
में पूरी जिंदगी बीत जाती है और कई 
चप्पलें घिस जाती हैं। १2 सालों में 
आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व 
सफलता मिली है। इसका केवल एक 
ही कारण है कि हमने वो काम करके 
दिखाया है, जो 75 सालों में दूसरी 
पार्टियां नहीं कर पाई हैं। अरविंद 
केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में केंद्र सरकार और एलजी ने 
काफी अड़्चने लगाई और काफी 
जद्दोजहद के बाद आज 500 मोहल्ला 
क्लीनिक हैं, जबकि पंजाब में केवल 
डेढ़ साल में 650 मोहल्ला क्लीनिक 
काम कर रहे हैं और 26 जनवरी तक 
इनकी संख्या 750 हो जाएगी। 


पुलिस के अनुसार, उन क्षेत्रों में पर्याप्त 
कर्मी तैनात किए जाएंगे जहां अधिक 
भीड़ होने की उम्मीद है। 


मेट्रो में मिड़ी महिलाएं, 
जमकर चले थणड़ 
और खींचे बाल 

नई दिल्‍्ली। मेट्रो में महिलाओं के 
बीच हुए विवाद का वीडियो 
वायरल हो रहा है। जिसमें दो 
महिलाएं आपस में भिड़ने के बाद 
एक दूसरे का बाल खींच रहीं हैं 
और थप्पड़ मार रही हैं। 

वायरल वीडियो में देखा जा 
रहा है कि कोच में काफी भीड़ है। 
इसी बीच, दो महिलाओं के बीच 
किसी बात को लेकर कहासुनी 
होती है। इसके बाद एक महिला 
थप्पड़ मार देती है। इसके बाद दोनों 
आपस में भिड़ जाती हैं। एक 
महिला की कई सहेलियां होती है। 
वह सामने वाली महिला पर टूट 
पड़ती है। इतना ही नहीं, वे एक 
दूसरे के बाल खींचने लगती है और 
थप्पड़ तक चल जाता है। 


सरकार लैंडफिल, प्रदूषण 


वस्वास्थ्य का ग प्र 
विफल : 

नई दिल्‍ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद 
केजरीवाल ने 2023 में राजधानी 
दिल्‍ली को विकास के मामले में 
पूरी तरह से विफल कर दिया है और 
आज भ्रष्टाचाा दिल्‍ली सरकार 
की पहचान बन गया है। 

वर्ष 205 से 2022 तक 
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह 
कहते हुए सुना है कि जिस दिन 
दिल्‍ली वाले आप की निगम में 
सरकार बनाएंगे तो वह दिल्‍ली को 
सर्वश्रेष्ठ दिल्ली में बदल देंगे लेकिन 
एक साल बाद दिल्‍ली भारत के सबसे 
खराब महानगर के रूप में सामने 
पहचानी जाती है। 


288 4४6 हर! जड़ रु 


हे 


अपने पिता के कंधे पर बैठा बच्चा, साथ में चल रहे दो भाई। 


? 


एटीएम तोड़कर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सरगना धरा 


पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली 


राजधानी समेत देश के कई राज्यों में 
एटीएम तोड़कर लूटपाट करने वाले 
गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्‍ली 
पुलिस की स्पेशल ने मेवात स्थित 
अपराधियों के एक अंतरराज्यीय 


गिरोह के सरगना मोहम्मद जाहिद को 


गिरफ्तार किया है। 

पुलिस के अनुसार आरोपी पहले 
दिल्‍ली, एमपी, हरियाणा और असम में 
१4 एटीएम तोडने सहित लगभग 5 
आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। 
वह दो मामलों में भगोड़ा घोषित 
अपराधी था। आरोपी से पूछताछ करने 
के बाद उसके बाकी फरार साथियों की 
धड़पकड़ के लिये पुलिस टीम 
छापेमारी कर रही है। पुलिस 


अधिकारियों ने बताया कि एसीपी 


वेदप्रकाश की देखरेख में इंस्पेक्टर 
रणजीत सिंह और सतविंदर के निर्देशन 
में एएसआई साजिद खान, हेड 
कांस्टेबल आस मोहम्मद, हेड 
कांस्टेबल नवीन कुमार और अनिल 
कुमार आदि ने एटीएम तोड़ने वाले गैंग 
की धरपकड़ की जांच में जुट गए। वे 


वारदात वाली जगह पर लगे सीसीटीवी 
कैमरों की फुटेज और हयूमैन सॉर्से की 
सहायता से आरोपियों तक पहुंचने की 
कोशिश कर रहे थे। काफी मशक्कत के 
बाद रेड लाइट, पालम हवाई अड्डा के 
आसपास से आरोपी मो. जाहिद को 
पकड़ लिया। बीते एक दिसंबर को 
आरोपी ने वेलकम इलाके में स्थित 


७ दिल्‍ली, हरियाणा 
और असम में दिया था 


, १5 वारदात को अंजाम 


एटीएम बूथ से साढ़े सात लाख रुपये 
भी लूटे थे। आरोपी से पूछताछ करने 
पर पता चला कि गिरोह के सदस्य कम 
रोशनी वाले और सुनसान इलाकों में 
बिना सुरक्षा वाले एटीएम बूथों की 
पहचान करते थे। इसके बाद वे एटीएम 
बूथों के आसपास के इलाके की गहन 
टोह लेते थे। वे एटीएम बूथ में प्रवेश 
करने के बाद सीसीटीवी कैमरों पर 
काला पेंट छिड़क देते थे और अपनी 
पहचान छुपाने के लिए फेस मास्क 
और मंकी कैप भी पहनते थे। 


दिल्‍ली में दिसंबर के 
दौरान शराब की बिक्री ॥4 
फीसदी की वृद्धि 


नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में शराब की 
बिक्री में दिसंबर में सालाना आधार पर 
१4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और 
इस महीने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में 
4.56 करोड़ बोतलें बेची गईं। 

आबकारी विभाग के 
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 
दिसंबर 2022 में 520 दुकानों के 
माध्यम से 3.99 करोड़ शराब की 
बोतलें बेची गईं। साल 2023 के 29 
दिसंबर तक 635 दुकानों से 4.56 
करोड़ बोतलें बिक चुकी हैं। विभाग 
के अधिकारियों ने कहा कि अभी दो 
दिन बाकी हैं और नए साल के जश्न 
के कारण बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि 
होने की उम्मीद है। आंकड़ों के 
मुताबिक, 24 दिसंबर को 9,42,77 
बोतलें बेची गईं - जो इस साल इस 
महीने के दौरान एक दिन में सबसे 
ज्यादा बिक्री है। 


राहगीरी दिवस में कनॉट प्लेस 
में की जमकर की मस्ती 


पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्‍ली 


दिल्‍ली यातायात पुलिस और नई 
दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने 
राहगीरी फाउंडेशन के साथ साझेदारी 
में रविवार को इनर सकल, कनॉट 
प्लेस में सुबह 7 बजे से 40 बजे तक 
राहगीरी दिवस का आयोजन किया। 

कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस, दिल्ली 
प्रशासन, विभिन्न नागरिक हित समूहों, 
युवा समूहों, गैर सरकारी संगठनों 
आदि के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित 
थे। इस आयोजन में लगभग 4500 
लोगों ने भाग लिया। डब्ल्यूआरआई 
फाउंडेशन द्वारा सड़क सुरक्षा पर 
आयोजित गतिविधियाँ. और 
प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिये। 
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 
राहगीरी दिवस पर, कई गतिविधियाँ 


आयोजित की गईं, जैसे कठपुतली 
शो, योग और जुम्बा सत्र, फ्लैश मॉब, 
नृत्य, सड़क सुरक्षा जागरूकता 
गतिविधियाँ, नुक़्॒ड़॒ नाटक और पेप- 
टॉक आदी। अन्य प्रमुख आकर्षणों में 
दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सड़क 
सुरक्षा पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 
आयोजित की गई और विजेता 
प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। 
इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस 
द्वारा जज जागरूकता के लिए एक 
सड़क सुरक्षा कार्यशाला भी किया 
गया। साथ ही दिल्ली पुलिस की 
अपराध शाखा द्वारा डॉग शो, दिल्ली 
पुलिस बैंड द्वारा ऑकेस्ट्रा, शतरंज, 
रस्साकशी, क्रिकेट,बैडमिंटन आदि 
जैसे दिलचस्प खेलों और 
गतिविधियों में सभी आयु वर्ग के 
नागरिकों ने भाग लिया है। 


सम्पत्ति विवाद को लेकर 


मां की हत्या , गिरफ्तार 


नई दिलल्‍ली। बाहरी दिल्ली के 
रणहौला इलाके में 36 वर्ष की एक 
महिला को संपत्ति विवाद को लेकर 
अपनी मां की हत्या करने के आरोप में 
गिरफ्तार किया गया है। 

पुलिस ने बताया कि आरोपी 
प्रोमिला एक शिक्षिका के रूप में कार्य 
करती है और वह अपने पिता के साथ 
रह रही थी तथा उसका पिता उसकी 
मां बीस्मति (65) से अलग हो गया 
था। पुलिस के मुताबिक, बीरमति का 
शव शनिवार सुबह उसकी बहू आशा 
को विवादित भूखंड के पास मिला। 
पुलिस के अनुसार बीसमति की गर्दन 
और हाथ-पैर पर चाकू के कई घाव 
मिले। एक अधिकारी ने कहा, हत्या 
का एक मामला दर्ज किया गया और 
जांच शुरू की गई | पूछताछ के दौरान, 
जांच टीम को पता चला कि बीरमति 
का 70 वर्षीय पति एक पूर्व सैनिक 
और एक स्वयंभू बाबा है। 


राजधानी ३ 


नए साल को पूर्व 
संध्या पर 
इंडियागेट गुलजार 


आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी रहे मुस्तैद 


अचार 


भारी संख्य में युवा भी जएन मनाने पहुंचें। 


ऑपरेशन मिलाए: बिछड़े बच्चे 
को परिजनों से मिलवाया 


७ गलत बस में 
चढ़ने के कारण पहुंच 
गया था बाल गृह 


पायनियर समाचार सेवा । नई दिल्‍ली 


दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 
ऑपरेशन मिलाप के तहत एक 
मानसिक रूप से कमजोर अशोक 
विहार से लापता नाबालिग को 
उसके परिवार वालों से मिलवाया 
है। पुलिस अधिकारियों ने बताया 
कि अपराध शाखा की टीमों द्वारा 
बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों/व्यक्तियों 
का पता लगाया गया है, जो किसी 
न किसी कारण से अपने परिवार से 
अलग हो गए थे। 

डीसीपी संजय भाटिया द्वारा 
इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में 
और एसीपी नरेंद्र सिंह की देखरेख 
में एसआई रवि सैनी और महिला 
हेड कांस्टेबल सीमा रानी लापता 
बच्चों के परिवार वालों से 
मिलकर उनके बारे में जानकारी लेते 
हैं। इसी क्रम में अशोक विहार से 
लापता १4 साल के बच्चे के बारे में 
पता चला था कि जो बोल नहीं 


सकता था। जिसको तलाशने में 
स्थानीय पुलिस भी लगी हुई थी। 
लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। टीम 
ने लगातार काम किया, जानकारी 
जुटाई और आस-पास के इलाकों 
में तलाशी ली। स्थानीय सूचना के 
आधार पर कुछ संदिग्धों को छांटा 
गया और उनकी जांच की गई 
लेकिन लापता लड? के बारे में 
कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 
महिला हेड कांस्टेबल सीमा रानी 
द्वारा की गई तकनीकी और साथ ही 
मैन्युअल निगरानी के आधार पर 
चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज कस्तूरबा 
नेकेतन, लाजपत नगर के परिसर में 
लापता लड़की का पता लगाया। 
बच्चे को अशोक विहार पुलिस 
को सौंप दिया गया। नाबालिग 
पीड़िता से पूछताछ के दौरान उसने 
बताया कि वह अपनी मां को बताए 
बिना शालीमार बाग में स्कूल जाने 
के लिए डीटीसी बस में चढ़ गया, 
लेकिन वह हजरत निजामुद्दीन 
इलाके में पहुंच गया, जहां उसे 
स्थानीय पुलिस ने बाल गृह में छोड़ 
दिया था। ज्ञात हो दिल्‍ली पुलिस का 
ऑपरेशल मिलाप काफी सफल रहा 
है। इस ऑपरेशन से अभी हजारों 


ना इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड 


निविदा संख्या 5७४2023/8/4247567 


गुमशुदा घर पहुंचे है। 


आईजआर्तीटीसी ई-टिकटिंग एनजीईटी 


सिस्टम को लिए डीडीओएस सुरक्षा के स्राध इंटरनेट बैंडविद्थ सेवाओं के लिए 


बोली-पूर्व बैठक ( 
30.04,2024, 500 बजे तक। 


दीसी) 08.04,2024 (8 200 बजे । निविदा जमा करने की अंतिव तिथि: 


निविदा दस्तावेज ग्राउनलोड 


#रना और मागीदारी 


कायल (8० पोर्टल पर है) की जा सकती है। 


[0| 8 * हि ग्रेट उपरोक्त विज्ञापन पर जारी कोई भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट केवल 
आईजआरसीटीसी की वेबसाइट ७७७.॥८८९.८०४॥ और 56४ पोर्टल 


सयुक्त महाप्रबंधक ( सेयाए 


पर प्रकाशित किया जाएगा। 


आईआरसीटीसी लिमिटेड , एस-3 


सरी मंजिल , पुंज हाउस , कनॉट प्लेस , नई दिव्ली-470004 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, । जनवरी, 2024 


गुरुग्राम 4. 


पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम समाचार सेवा। गुरुग्राम 


राष्ट्रीय जूनियः घुड़सवारी 
चैंपियनशिप बेंगलुरु में गुरुग्राम के 
दो भाइयों की जोड़ी ने जो कमाल 
किया, दर्शक उनके दीवाने हो गए। 
घुड़सवारी के प्रति इन दोनों भाइयों 
की दीवानगी और प्रतिभा हर किसी 
को रोमांचित कर गई। दोनों भाई 
अपने कोच सेना से रिटायर्ड नायक 
अजीत कुंडू द्वारा घुड़सवारी के 
सिखाए गए गुर को अपनी 
चैंपियनशिप का आधार बनाते हुए 
आगे बढ़ते हैं। 

मात्र ॥ साल के यशवर्धन 
सिंह गुलिया और १2 साल के 


गुरुग्राम के बालकों 
ने राष्ट्रीय जूनियर 
घुड़सवारी चैंपियनशिप 
में मनवाया लोहा 


लगातार दो साल जीत 
चुके हैं सर्वश्रेष्ठ 
राइडर का खिताब 


हर्षवर्द्धन सिंह गुलिया ने राष्ट्रीय 
जूनियर घुड़सवारी चैम्पियनशिप में 
चिल्ड्रेन-2 ग्रेड शो जंपिंग (टीम) 
में सिल्वर मेडल जीता। इसमें 
उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 


| हि & 
बैंगलोर चैंपियनशिप में घुड़सवारी में प्रदर्शन करने के बाद गुरुग्राम के 


घुड़सवार दोनों भाई। 

हर्षवर्द्धन और यशवर्धन ने ड्रेसेज 
(टीम) चिल्ड्रन-2 में ब्रॉन्‍ज मेडल 
भी हासिल किया। हर्षवर्द्धन सिंह 


गुलिया ने शो जंपिंग द्वितीय श्रेणी में 
व्यक्तिगत रूप से चौथा स्थान 
हासिल किया। इस प्रतियोगिता में 


घुड़सवारी चेंपियनशिप में चला दो भाइयों की जोड़ी का जादू 
| 


देश भर से सर्वश्रेष्ठ 94 राइडर्स ने 
भाग लिया था। बीते कुछ सालों में 
दोनों भाइयों ने अपनी प्रतिभा का 
लोहा मनवाया है। 

वर्ष 2022 में भोपाल में 
आयोजित जूनियर _ राष्ट्रीय 
घुड़सवारी चैंपियनशिप में दोनों 
भाईयों ने स्वर्ण पदक जीता था। 
हर्षवर्धन सिंह गुलिया ने 2022 
और 2023 में डीएचएस (दिल्ली 
हॉर्स शो) में लगातार दो साल के 
सर्वश्रेष्ठ राइडर का खिताब जीता। 
डीएचएस (डेल्ही हॉर्स शो) में 
हर्षवर्धन सिंह गुलिया ने ॥ स्वर्ण, 
2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते 
और यशवर्धन ने । कांस्य और ॥ 


स्वर्ण पदक जीता। ड्रेसेज में 
हर्षवर्द्धू और यशवर्धन ने रजत 
पदक प्राप्त किया। दोनों भाई 
अपनी इस जीत से काफी 
उत्साहित हैं । 

जेएनईसी के लिए एक साल 
तक उन्होंने काफी तैयारी की थी। 
उन्हें गर्व है कि वे अपनी मेहनत 
में सफल रहे। अपने कोच और 
घोड़ों का भी उन्होंने आभार 
जताया है | उनकी इस उपलब्धि में 
इनकी भी बराबर की भूमिका रही 
है। हर्षवर्धन और यशवर्धन ने 
कहा कि अब भविष्य में होने वाले 
चैंपिपपशिप के लिए वे 
तैयारी करेंगे। 


हिप्रा गुरुग्राम कै साथ मिलकर खोला 
जाएगा जीएसटै ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 


योजना से जीएसटी 
लागू होने से पहले 
करों की लॉबित 
अदायगी के मामलों 
का होगा समाधान 


पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम समाचार सेवा। गुरुग्राम 


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 
व्यापारी व कारोबारी वर्ग की 
जीएसटी लागू होने से पहले करों 
लंबित अदायगी के मामलों के 
समाधान की मांग को पूरा करते हुए 
आबकारी एवं कराधान विभाग के 
माध्यम से एकमुश्त व्यवस्थापन- 
2023 (ओटीएस) योजना का 
रविवार को गुरुग्राम से शुभारंभ कर 
दिया। मुख्यमंत्री ने रविवार को 
सेक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में 
आबकारी एवं कराधान विभाग, 


गुरुग्राम से एकमुश्त व्यवस्थापन-2023 योजना के शुभारंभ अवसर पर मंचासीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत 
चौटाला। योजना के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 


हरियाणा की एकमुश्त व्यवस्थापन 
(ओटीएस)-2023 के शुभारंभ 
कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने 
प्रदेशवासियों को नववर्ष-2024 की 
भी शुभकामनाएं दी। 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 
भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। 
उनके पास आबकारी एवं कराधान 
विभाग का प्रभार भी है। मुख्यमंत्री 
मनोहर लाल ने कहा कि एक मुश्त 


व्यवस्थापन-2023 (ओटीएस) 
योजना के तहत पहली जनवरी, 
2024 से 30 मार्च, 2024 की अवधि 
में सात अलग-अलग कर 
अधिनियमों से संबंधित मामलों में 
लंबित करों की अदायगी में ब्याज 
और जुमने में छूट के साथ चार 
श्रेणी निर्धारित करते हुए करों की 
अदायगी की जा सकेगी। यह सात 
कर अधिनियम जीएसटी लागू होने 


से पहले प्रभावी थे। इसके साथ ही 
मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन 
संस्थान (हिपा) गुरुग्राम के साथ 
मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण 
संस्थान भी खोलने की घोषणा की। 
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 
आबकारी एवं कराधान विभाग की 
एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम की 
घोषणा करते हुए कहा कि यह 
स्कीम विभाग की 30 जून 207 


हरियाणा में देश का सबसे बेहतर 
कर इक्रास्ट्रक्चर: दुष्यत 

उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा 
कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों व उद्योगपतियों की भलाई के लिए यह 
नई योजना लागू की है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 46 
हजार करोड़ रूपए कर एकत्रित कर लिया गया है। रओटीएस की यह नई 
स्कीम लागू होने के बाद हमारे व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कर 
अधिवक्ता सहयोग करेंगे तो उम्मीद है कि 3 मार्च तक प्रदेश में कर संग्रह 
का आंकड़ा 66 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। विभाग को मुख्यमंत्री ने 
58 हजार करोड़ रूपए का लक्ष्य दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 
व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग को पूरा करते हुए गुरुग्राम और 
हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित होंगी। 


तक की अवधि के तहत बकाया 
टैक्स राशि के निपटान का अवसर 
प्रदान करेगी। 

चार श्रेणी में मिलेगा एकमुश्त 
योजना का लाभ : मुख्यमंत्री ने 
कहा कि ओटीएस योजना के तहत 
टैक्स राशि को चार कैटेगरी में 
विभाजित किया गया है। जिसमें 
स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क 
को शामिल किया गया है, जिसमें 
कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ने 
कहा कि इस श्रेणी के तहत टैक्स 
पेयर को बिना किसी जुर्माना व 
ब्याज राशि के सौ प्रतिशत राशि का 
भुगतान करना होगा। वही विवादित 
कर कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए 


से कम की आउटस्टेंडिंग राशि पर 
30 प्रतिशत व 50 लाख से अधिक 
राशि की आउटस्टेंडिंग पर करदाता 
को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान 
करना होगा। ओटीएस स्कीम की 
तीसरी श्रेणी निर्विवादित कर के 
तहत विभाग द्वारा जो टैक्स बनाया 
गया है व इसमे करदाता की ओर से 
कोई अपील नहीं की गई। ऐसी 
टैक्स आउटस्टेंडिंग में 50 लाख 
रुपए से कम टैक्स राशि पर 40 
प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर राशि 
होने पर 60 प्रतिशत का भुगतान 
करना होगा। इस श्रेणी में भी टैक्स 
पेयर को जुर्माना व ब्याज राशि मे 
राहत दी गई है। 


नशे के चलते अपनों को खोने 
वालों की आर्थिक मदद करेगी 
डेरा सच्चा सौदा की संगत 


पायनियर समाचार सेवा। सिरसा 


डेरा सच्चा सौदा में रविवार को 32वां 
एमएसजी सेवा भंडारा मानवता भलाई 
कार्यों के साथ मनाया। शाह सतनाम 
शाह मस्तान जी धाम व मानवता 
भलाई केन्द्र डेरा सच्चा सौदा सरसा में 
एमएसजी सेवा भंडारे की नामचर्चा 
सत्संग का आयोजन किया गया। इस 
अवसर पर 88 जरूरतमंदों को कंबल 
और 88 बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित 
किए गए। 

एमएसजी सेवा भंडारे पर सच्चे 
रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉ. 
गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां 
(एमएसजी) ने ॥8वीं रूहानी चिट्ठी 
भेजी, जिसे समूह साध-संगत को 
सुनाया गया। रूहानी चिट्टी में पूज्य 
गुरु जी ने पूजनीय परम पिता शाह 
सतनाम जी महाराज के पावन अवतार 
महीने एमएसजी अवतार माह और 
नव वर्ष की बधाई देते हुए 67वां 
मानवता भलाई कार्य सहारा-ए-इन्सां 
शुरू करवाया। जिस पर समूह साध- 
संगत ने अपने हाथ उठाकर इस कार्य 
में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का 
संकल्प लिया। इस कार्य के तहत 
जिन गरीब परिवारों में मुखिया, बेटा 
या बेटी की नशे की वजह से मौत हो 
गई, ऐसे लोगों के घर जाकर साध- 
संगत उनकी आर्थिक तौर पर मदद 
करेगी और उनका दु:ख बंटाएगी। 

रविवार दोपहर ॥2 बजे 
एमएसजी सेवा भंडारे के नामचर्चा 
सत्संग का आगाज पवित्र नारा ' धन- 


हू कक“ दे स्द््द ै) । 
डेरा सच्चा सौदा में भंडारे में पहुंची संगत। 


मानवता के कार्यों के 
साथ डेरा में मनाया 
एमएसजी सेवा भंडारा 


जरूरतमंदों को बांटे 
कंबल और गर्म वस्त्र 


एकाग्रचित होकर 
लोगों ने सुने प्रवचन 


धन सतगुरु तेरा ही आसरा' और 
विनती के साथ हुआ। इसके पश्चात 
कविराजों ने भक्तिमय भजनों के 
माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान 
किया। इस अवसर पर बड़ी-बड़ी 
स्क्रीनों के माध्यम से सच्चे रूहानी 
रहबर पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम 
रहीम सिंह जी इन्सां के पावन 
अनमोल वचनों को साध-संगत ने 
एकाग्रचित होकर श्रवण किया। पूज्य 
गुरु जी ने फरमाया कि फकौर उस 
'परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना, 
दुआ करते रहते हैं, अरदास करते 
रहते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक 
ही होता है कि हर जीवन सुख-शान्ति 
हासिल करे, हर इन्सान को वो 
खुशियां मिलें, जिसके लिए वो दुआएं 
करता है, प्रार्थनाएं करता है, पर 
जायज। नाजायज मांग ना तो कभी 
पूरी होती है और ना उसके लिए संत, 
पीर-फकीर दुआएं करते हैं। जायज, 
नाजायज, सही है, गलत है, इसका 
पता कैसे चले ? 


श्रीराम मंदिर के पूजित अक्षत देने को निकाली यात्रा 


पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम समाचार सेवा। 


अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर 
की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग 


लेने का निमंत्रण देने के लिए रविवार + 


को पूजित अक्षत को प्रत्येक परिवार 
तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली। 
वीणा घोराई दयानंद कालोनी के 
मार्गदर्शन में निकाली यात्रा में भक्तों 
का जोश और जुनून देखते ही बनता 
था। श्रीराम भक्तों ने खुशी के साथ 
यह यात्रा निकाली । 

अक्षत कलश यात्रा गुड़गांव गांव, 
सेक्टर-2, मियां वाली कालोनी, 
जैकमपुरा, अशोक विहार फेज-, 2, 


3, राजीव नगर, भीम नगर, भीम गढ़ 2443 । ! र् र 
श्रीराम मंदिर के पूजित अक्षत देने को शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं। 


खेड़ी, सी-2, दयानंद कालोनी आदि 
क्षेत्रों से होकर गुजरी। समाजसेवी 
राज सैनी बिसरवाल ने बताया कि 
सिद्धेश्वर मंदिर से यह भव्य शोभा 
यात्रा शुरू हुई। 

यात्रा सदर बाजार होते सेक्टर-5 
के श्रीराम मंदिर तक पहुंची। शोभा 
यात्रा में भगवान राम, ऋषि वाल्मीकि, 


लव-कुश आदि की झ्ाांकियां 
सजाई गई। 

सेवा भारती के गुरुग्राम विभाग 
प्रमुख राम सजन सिंह के साथ समाज 
के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति 
रही | जिसमें यात्रा में गुरुग्राम महानगर 
संघचालक जगदीश, हरीश, शिक्षाविद्‌ 


अशोक दिवाकर, संजीव, राम सजन, 
अजीत, ब्रह्म प्रकाश कौशिक, राम 
अवतार गर्ग, बनवारी सैनी, सुमेर 
तंवर, सुमित शर्मा, अरुण अग्रवाल, 
वीना, प्रवीण, पुनीत अग्रवाल, मुकेश 
पहलवान, गजेंद्र गुप्ता, नवीन गोयल 
यात्रा में शामिल रहे। उन्होंने यह भी 


बताया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 
उत्सव 22 जनवरी को प्रात: 9 बजे से 
प्रत्येक निकटस्थ मंदिरों में दिखाया 
जाएगा। मंदिर का उद्घाटन समारोह 
दीवाली की तरह मनाया जाएगा। 
लोगों को भी इस कार्य से जोड़ा जा 
रहा है। 


रामभकक्‍तों ने नाचते-गाते हुए निकाली कलश शोभायात्रा 


राम माँदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 
लेकर लोगों में देखने को मिल 


रहा जबर्दस्त उत्साह 


पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम सेवा। गुरुग्राम 


22 जनवरी 2024 को होने वाले भगवान श्रीराम 
मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देशभर में 
तैयारियां की जा रही हैं। कोई अयोध्या जाने की 
तैयारी कर रहा है तो कोई अपने घरों में ही रहकर 
दीवाली मनाने की तैयारी कर रही है। अयोध्या से 
लाए गए पूजित अक्षत की रथ यात्राएं भी लगातार 
निकाली जा रही हैं। रविवार को यहां सेक्टर-5 
पार्ट-2 से शोभा यात्रा सेक्टर-5 पार्ट-4 के राधा 
कृष्ण मंदिर पहुंची। श्रद्धालुओं ने नाचते, गाते हुए 


शोभा यात्रा को यादगार बनाया। 


यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल रहे । 
कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था तो कोई 
नाचते हुए अपनी श्री राम के प्रति दीवानगी दिखा 
रहा था। श्रद्धालुओं ने यात्रा में फूल भी बरसाए और 
गीत भी गाए। डांस भी किया और नारे भी लगाए। 
अक्षत कलश की यह यात्रा लोगों के भी आकर्षण 
का केंद्र बन गई । आम हो या खास, हर कोई यात्रा 


कलश यात्रा में नाचते जाते श्रद्धालु 

का हिस्सा बन रहा था। सेक्टर-45 पार्ट-2 के रेल 
विहार से यह यात्रा वापस राधा कृष्ण मंदिर पार्ट- 
] के लिए चली। 22 जनवरी को अयोध्या में राम 
जन्म भूमि पर बनाए गए मंदिर के उद्घाटन 
समारोह में पहुंचने के लिए अक्षत कलश (पीले 
चावल) देकर निमंत्रण दिये जा रहे हैं। इस शोभा 
यात्रा से माहौल राममय ही नजर आ रहा है। लोगों 
में गजब का उत्साह है। हर किसी को 22 जनवरी 
को बेसब्री से इंतजार है। शनिवार को प्रधानमंत्री 


नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट 
का उद्घाटन करने और इसका नाम महर्षि 
वाल्मीकि नाम पर रखने का आभार भी जताया। 
लोगों ने कहा कि भगवान राम के साथ महर्षि 
वाल्मीकि का जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
किया है, यह हमारी सनातन संस्कृति में ऐतिहासिक 
काम हो गया है। वर्षों तक भगवान राम पंडाल में 
रहे, अब उनका भव्य, दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो 
गया है। दुनियाभर में राम मंदिर की चर्चाएं हैं। 


गुरुगाम को नववर्ष पर कैनविन 
पॉलिक्लीनिक का तोहफा 


कैनविन का 5वां पॉलिक्लीनिक। 


गुरुग्राम । सोमवार को नववर्ष 2024 के 
पहले दिन गुरुग्रामवासियों को कैनविन 
फाउंडेशन की ओर से पॉलिक्लीनिक 
का तोहफा कैनविन परिवार की ओर से 
दिया जा रहा है। इंतजार की घड़ियां 
खत्म हो रही हैं। कैनविन के संस्थापक 
डा. डीपी गोयल, सह-संस्थापक नवीन 
गोयल द्वारा मां श्रीमती अंगूरी देवी जी 
की प्रेरणा से गुरुग्राम की जनता की 
सेहत सुधारने की तरफ कदम बढ़ाते हुए 
पटौदी रोड पर 5वां पॉलिक्लीनिक 
जनता को समर्पित किया जा रहा है। 
गोयल बंधुओं के अनुसार वर्तमान 
समय में सेहत, स्वास्थ्य पर हमें ध्यान 
देने की बहुत अधिक जरूरत है। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री 
मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के संदर्भ में 
कई योजनाएं शुरू करके आम व गरीब 
जनता तक लाभ पहुंचाने का कार्य 
किया जा रहा है। एक तरह से कैनविन 
फाउंडेशन भी सरकार की इन 


पटौदी रोड पुलिस 
चौकी के पास ग्रोवर 
फार्म हाउस में 
पॉलिक्लीनिक का 
लोकार्पण आज 


योजनाओं की तरह ही अपने स्तर पर 
सुविधाएं देकर लोगों की सेहत सुधारने 
के लिए काम कर रहा है। गुरुग्राम के 
हर कोने में पॉलिक्लीनिक शुरू करके 
लोगों के डोर स्टेप तक स्वास्थ्य 
सुविधाएं पहुंचाने की सोच के साथ 
कैनविन काम कर रहा है। नवीन 
गोयल ने कहा कि सोमवार को गुरुग्राम 
को समर्पित होने वाला कैनविन 
पॉलिक्लीनिक पटौदी रोड पुलिस 
चौकी के सामने 4/8 मरला मेन रोड 
पर कटारिया बिल्डिंग में तैयार किया 
गया है। 


सोहना में एलिवेटेड मार्ग पर मरम्मत करने वाले 
कर्मचारियों पर जानलेवा हमला, एक घायल 


पायनियर समाचार सेवा। सोहना 


गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड मार्ग पर 
रात के समय में देखरेख करने वाली 
कर्मचारियों की टीम पर पेट्रोलियम 
करने के दौरान गाड़ी में सवार होकर 
आए 5-6 युवकों ने जान लेवा हमला 


किया। बदमाशों ने कर्मचारियों पर 


लाठी, डंडा, सरियां से हमला करते 
हुए दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। एक 
कर्मचारी को गंभीर हालत में सोहना 
के नागरिक अस्पताल में दाखिल 
कराया। जहा से उसे डॉक्टरों ने 
गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया। ढाई 
माह में टीम पर दूसरी बार यह जान 
लेवा हमला हुआ है। 

शनिवार की रात सवा नौ बजे 
गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड मार्ग पर 
गांव धुनेला के पास सड़क की 
देखरेख करने वाली टीम के कर्मचारी 
डिवाइडर के ऊपर लगी प्लास्टिक की 
पट्टियों को लगाने का काम कर रही 
थी। टीम में 4 से 5 लोग थे। जिसमें 
पैट्रोलियम गाड़ी और उसका चालक 
भी साथ में था। गाड़ी को डिवाइडर 
के साथ ही खड़ा हुआ था। मरम्मत के 
करने के दौरान सभी कर्मचारी कुछ 
एक दूसरे से दूरी बनाकर काम कर 
रहे थे। टीम के प्रभारी अर्जुन सिंह ने 
बताया कि उसी समय एक गाड़ी 
सड़क किनारे आकर रुकी। जिसमें 
5-6 लोग नीचे उतरे और कुछ समय 
वें लोग अपनी गाड़ी के पास खड़े 


च्कु 


7७४/ 


सोहना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कर्मचारी। 


रहे। जैसे ही वे लोग काम करते- 
करते कुछ दूरी पर हो गए। तभी दूसरी 
तरफ खड़े लोगों ने अपने हाथों में 
लाठी, डंडा व सरिया लेकर 
पेट्रोलियम गाड़ी चालक रिंकू के पास 
गए। जहां उन्होने बिना कुछ पूछताछ 
किए रिंकू पर जान लेवा हमला कर 
दिया। जैसे ही उनके साथ रिंकू को 
बचाने के लिए चलने लगे, आरोपियों 


कई साथी उन्हे भी मारने के लिए 
दौड़ने लगे। बदमाशों ने रिंकू को 
पीटते-पीटते उसके दौनों पैरों को 
घूटने से नीचे इतना गंभीर कर दिया। 
जिससे वह स्वयं चलने में असमर्थ हो 
रहा था। 

डॉक्टरों ने किया रेफर : बदमाशों 
के हमले से घायल रिंकू को सोहना 
के नागरिक अस्पताल में दाखिल 


कराया। जहां से डॉक्टरों ने उपचार 
देने के बाद गुरुग्राम के लिए रेफर कर 
दिया। वहीं इस वारदात की सूचना 
भोंडसी थाना पुलिस को दे दी है। 


। मामले की जांच कर रही है। 


आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की 
मदद से आरोपियों की पहचान में जुट 
गई है। 

ढाईं माह पहले भी हुआ था हमला : 
जानकारीके अनुसार इसी प्रकार 
एचजी इंफ्रा एजेंसी के प्रबंधक निशात 
शर्मा पर करीब ढाई माह पहले 
बदमाशों ने जान लेवा हमला किया 
था। प्रबंधक निशांत शर्मा पर चाकू से 
हमला किया था। निशांत शर्मा को 
काफी चोटें आई थी। प्रबंधक अपने 
ऊपर हुए जान लेवा हमले खौफजदा 
होने पर नौकरी ही छोड़ अपने हमवतन 
उत्तर प्रदेश लौट गया। 


नकाबपोश बदमाशों ने कंपनी कर्मियों को लाठी, 
डंडा से पीटा, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त 


सोहना। पलवल-सोहना मार्ग पर कंपनी कर्मियों से गाड़ी सवार नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की। कंपनी कर्मियों 
की गाड़ी को बदमाशों ने लाठी व डंडों से हमला करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। सोहना सदर थाना पुलिस ने पीड़ित 
कंपनी कर्मी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जिला महेंद्रगढ़ का गांव दंनचोलो मूल निवासी कंवरजीत सिंह 
ने बताया कि वह कंपनी में काम करता है। शुक्रवार को अपने चार अन्य सार्थियों के साथ कंपनी से घर आ रहे थे। 
पलवल-सोहना मार्ग पर गांव सिलानी के पास बना रेल अंडर पास के नीचे एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। 
जिसमें से पांच लोग गाड़ी से नीचे उतरे और अपने हाथों में लिए हुए सरियां लाठी व डंडों से उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ 
शुरू कर दी। उन सब ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए अपनी जान बचाई। लेकिन बिना किसी कारण के आरोपियों ने 
उन्हे भी मारना शुरू कर दिया। सभी हमलावरों ने अपने अपने मुंह पर मफलर बाधें हुए थे। जिससे उनकी पहचान नहीं 
हो पा रही थी। गाड़ी की नंबर प्लेट पर सफेद रंग की टेप लगी होने के कारण अंक साफनजर नहीं आ रहे थे। सभी 
आरोपी उन्हें जान से मार देने कौ धमकी देकर भाग गए। 


गुरुग्राम में 


पुलिस की गाड़ी में ही 


महिला ने दिया बच्चे को जन्म 


गुरुग्राम में गर्भवती महिला की मदद करने वाली ईआरवी गाड़ी की टीम। 


गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस की टीम 
एक गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता 
बनकर पहुंची। महिला को पुलिस 
गाडी में अस्पताल ले जाया जा रहा 
था। इसी बीच महिला की गाड़ी में ही 
डिलीवरी हो गई। पुलिस ने महिला 
को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 
जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित, ठीक हैं। 

पुलिस के अनुसार पुलिस की 
ईआरवी-302 को सूचना मिली की 
गांव डूंडाहेड़ा, गुरुग्राम में एक गर्भवती 
महिला की डिलीवरी होने वाली है। 
इस सूचना पाकर ईआरबी पर तैनात 
ईएएसआई विकास, सिपाही विक्रम व 
एसपीओ कमल मात्र सात मिनट में ही 
बताए गए स्थान पर पहुंच गए उन्होंने 
तत्परता दिखाते हुए गर्भवती महिला 
को तुरंत गाड़ी में बिठाया और 
अस्पताल की ओर चल दिए। महिला 
को प्रसव पीड़ा अधिक हो रही थी। 
इसी दौरान रास्ते में ही महिला ने 
पुलिस की गाड़ी में बच्चे को जन्म दे 


दिया। इस दौरान गाडी में तैनात 
महिला पुलिस स्टाफ ने मदद की। 
जच्चा-बच्चा को किसी तरह की 
दिक्कत, परेशानी ना आए, पुलिस ने 
उन्हें सेक्टर-3। पॉलिक्लीनिक में 
दाखिल करवा दिया। 

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 
जच्चा-बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। 
महिला व उनके परिजनों सहित लोगों 
द्वारा गुरुग्राम पुलिस की इस 
कार्यप्रणाली की सराहना की गई। साथ 
ही टीम का धन्यवाद किया। पुलिस 
आयुक्त विकास अरोड़ा का कहना है 
कि सभी लोगों से गुरुग्राम पुलिस 
अपील करती है कि किसी भी 
अपराध/अपराधी/घटना/दुघर्टना या 
किसी भी परिस्थिति में पुलिस की 
सहायता की जरूरत होने पर बिना 
किसी झिझक के डायल-2 या 
किसी भी अन्य माध्यम से पुलिस को 
सूचित करें। गुरुग्राम पुलिस आमजन 
की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। 


गर्म 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, । जनवरी, 2024 


फरीदाबाद/पलवल 3 


ट्रैक पर लीड लगाकर देख 
रहे थे मोबाइल 


'फरीदाबाद। जिले में बलल्‍लभगढ़ की 
सुभाष कॉलोनी के पास शनिवार की 
देर शाम रेलवे ट्रैक पर बैठकर कान में 
लीड लगाकर मोबाइल देख रहे दो 
युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से 
मौत हो गई। इस घटना के बाद 
आसपास के लोग एकत्रित हो गए। 
लोगों ने इसकी सूचना आदर्श नगर 
थाने को दी। 

आदर्श नगर थाने में तैनात सब 
इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, 
जिन्होंने बताया कि ट्रेन हादसे का 
शिकार हुए दोनों युवकों की अभी 
पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के 
लोगों द्वारा पता करने पर यह 
जानकारी मिली है कि दोनों युवक 
मजदूर हैं। जो अक्सर रेलवे ट्रैक पर 
आया जाया करते थे। वह शनिवार 


दो युवकों की ट्रेन से 
कटकर मौत, मृतकों 
की पहचान नहीं 


शाम को भी कान में लीड लगाकर 
रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। जिसके चलते 
वह ट्रेन की आवाज और ट्रेन को 
आता नहीं देख पाए और दोनों ट्रेन की 
चपेट में आ गए। फिलहाल दोनों के 
शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम 
के लिए बादशाह खान सिविल 
अस्पताल की मोरचरी में भिजवाया 
गया है जांच अधिकारी एएसआई 
नवल ने जानकारी देते हुए बताया कि 
इस घटना के बाद आसपास के लोगों 
से उनकी शिनाख्त के लिए पूछताछ 
की गई। 


सेंट कोलंबस स्कूल में किया वर्ष-2024 का धमाकेदार स्वागत 


'पायनियर समाचार सेवा । फरीदाबाद 


सेंट कोलंबस स्कूल, दयाल बाग, 
फरीदाबाद में हर्षोल्लास से नए साल 
का स्वागत किया गया। नए साल का 
स्वागत एक सार्वभौमिक उत्सव है 
और इस उत्सव को कोलंबियन द्वारा 
विद्यालय में मनाया गया। इस 
अवसर पर विद्यालय को रंग-बिरंगे 
गुब्बारों एवं स्वागत उक्तियों से 
सजाया गया। 

नन्‍्हे-मुन्ने विद्यार्थियों सहित 
प्राधिकरण के सदस्यों ने विद्या की 
अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की 
धूप-दीप-नैवेद्यम एवं भोग-प्रसाद 
द्वारा पूजा अर्चना की। कक्षा पहली 
से पांचवीं तक के विद्यार्थी रंग- 
बिरंगे परिधानों में सुसज्जित दिखाई 
दिए। क्लास पार्टी व नृत्य-संगीत में 
झूमते हुए नन्‍्हे-मुन्ने विद्यार्थियों का 


उत्साह देखते ही बनता था। इस 
उत्सव को अत्यधिक विशिष्ट बनाने 
के लिए विद्यार्थियों ने सामूहिक 
एकता का परिचय दिया और वृहद्‌ 
विद्यार्थी श्रृंखला बनाते हुए हैप्पी न्यू 
ईयर 2024 विद्यालय के मैदान में 
दर्शाकर नए साल का विहंगम 
स्वागत किया। विद्यालय के मुख्य 
छात्र एवं मुख्य छात्रा भी इस अवसर 
पर अति उत्साहित दिखाई दिए। 
विद्यालय की छात्रा वैष्णवी एवं छात्र 


समीर ने वर्ष-2023 को अलविदा 


कहते हुए, वर्ष 2024 का स्वागत 
किया और विद्यार्थियों के समक्ष नई 
आशाएं एवं लक्ष्यों को सांझा किया। 
इस अवसर पर विद्यालय की 
प्रतिभाशाली विद्यार्थी मान्या राणा ने 
अपनी सुरीली आवाज में विद्यालय 
बैंड के विद्यार्थियों के साथ सुर-ताल 
मिलाते हुए नए साल का स्वागत 
सरस गीत गाकर किया। शिक्षकों ने 
भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की 


प्रेरणा देते हुए सुमधुर गीतों से 
विद्यालय प्रांगण में जोश व नवल 
चेतना जागृत की। 

विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी 
कक्षाओं में नववर्ष के गीत गाकर, 
कार्ड बनाकर, श्वेत बोर्ड सजाकर 
तथा बीते वर्ष के अपने अनुभव सांझा 
कर व नए वर्ष के लिए गए अपने 
संकल्पों को याद कर, निश्छल 
मुस्कुराहट बिखेरते हुए नए साल का 
स्वागत किया। नए वर्ष में अपने 
सपनों को नवीन उड़ान देने का 
प्रतीक रंग-बिरंगे अनेक गुब्बारों को 
विद्यार्थियों द्वारा आकाश में छोड़ा 
गया। तैरते गुब्बारों को ऊंची उड़ान 
भरते देख विद्यार्थी आह्ादित एवं 
प्रसनचित्त दिख रहे थे। ऋषि चौधरी 
द्वारा विद्यार्थियों को परिश्रम का 
महत्व बताते हुए आगामी परिक्षाओं 
के लिए शुभकामनाएं प्रदान की गईं। 


युवा पीढ़ी को प्रेरणा देगी राजा नाहर 
सिंह की जीवन गाथा : देवव्रत आचार्य 


पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद 


देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 
अमर शहीद एवं बलल्‍लभगढ़ के 
शासक राजा नाहर सिंह के स्मारक का 
लोकार्पण रविवार को बल्‍लभगढ़ के 
दशहरा मैदान में गुजरात के राज्यपाल 
देवब्रत आचार्य द्वारा किया गया। क्षेत्र 
के प्रमुख किसान नेता एवं समाजसेवी 
सत्यवीर डागर द्वारा निर्मित इस भव्य 
स्मारक के लोकार्पण के मौके पर 
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह 
हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश 
चौटाला, मथुरा की सांसद हेमा 


बलल्‍लभगढ़ के दशहरा 
मैदान में हुआ राजा 
नाहर सिंह की प्रतिमा 
का अनावरण 


मालिनी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव 
ओपी धनखड़, राजस्थान के राजघराने 
की राजकुमारी कृष्णेंद्र कौर दीपा, 
केबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री 
करण सिंह दलाल, हरियाणा प्रदेश 
कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान, पूर्व 
केबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित 


>ज्ब्केः 


क्षेत्र के तमाम विधायक, पूर्व 
विधायक एवं 52 पाल की चौधर 
उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित 
विशाल जन समूह को संबोधित करते 


नी ध--% 
हुए गुजरात के राज्यपाल देवब्रत आर्य 
ने कहा कि राजा नाहर सिंह जैसे 
महान बलिदानी की जीवन गाथा 
जन-जन तक पहुंचनी चाहिए। 


निर्माणाधीन मकान की छत 
गिरने से दो की मौत 


फ रीदाबाद। 
बललभगढ़ स्थित छल 
मलेरना रोड पर एक हू हर 
निर्माणाधीन मकान - 
की छत गिर गई। 
हादसे में मकान आह) 
मालिक सहित छह 
मजदूर मलबे में दब बज ह ॥ 
गए सूचना मिलते ही रे अटल 

पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों की मदद से मकान मालिक और ठेकेदार 
सहित एक मजदूर को मलबे से बाहर निकाल कर गंभीर हालत में बादशाह खान 
सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया। लेकिन, अस्पताल पहुंचने 
पर डॉक्टरों ने मकान मालिक लखनपाल सहित ठेकेदार को मृत घोषित कर दिया। 
वहीं, तीसरे की हालत भी काफी नाजुक बताई जा रही है। 

आदर्श कॉलोनी गली नंबर चार में हो रहा था निर्माण : डीसीपी राजेश 
दुग्गल ने बताया मलेरना रोड स्थित आदर्श कॉलोनी गली नंबर चार में 
निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल की छत डाली जा रही थी। छत के ऊपर 
काफी मलबा जमा होने से गार्डर झुक गया और छत गिर गई। इस दौरान मलबे 
में मकान मालिक और ठेकेदार सहित सात मजदूर दब गए। तीन लोगों को 
रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन, हालत गंभीर होने के चलते 
मकान मालिक और ठेकेदार की मौत हो गई। वहीं, डीसीपी राजेश दुग्गल ने 
का कहना था कि देरशाम तक रेस्क्‍्यू जारी रहा, जिसमें दो तीन लोगों के और 
निकलने की आशंका है। मौके पर भारी पुलिस बल और चार फायर ब्रिगेड 
की गाड़ी, जेसीबी आदि तैनात की गई हैं। वहीं, घटना के बारे में पता लगने 
पर मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा पहुंचे । उन्होंने हादसे में मरे लोगों की मौत 
पर गहरा दुख जताया। 


भाजपा सरकार में विकास को तरस रहे 
तिगांव क्षेत्र के लोग : ललित नागर 


पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद 


तिगांव क्षेत्र की बदहाल स्थिति और 
विकास कार्यो में हो रही अनदेखी को 
लेकर पूर्व विधायक ललित नागर के 
संयोजन में लोगों ने रविवार को 
यमुना एंक्लेव पार्ट-4, निकट साई 
मंदिर मवई में धरना-प्रदर्शन किया। 
इस धरने में आसपास की कॉलोनी के 
सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा 
लिया और भाजपा सरकार के 
खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। 
लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा 
सरकार के पिछले नौ सालों के 
कार्यकाल में वह मूलभूत सुविधाओं 
से वंचित हैं। टूटी सड़कें, पीने के 


कड़कड़ती ठंड में पूर्व 


पानी की कमी, ओवरफ्लो सीवरेज 
प्रणाली से उनका जीना दुश्वार हो 
गया है, लेकिन न तो उनकी 
अधिकारी सुनते और न ही 
जनप्रतिनिधि। उन्होंने बताया कि 
उनकी कॉलोनी में एक गली भी 
पक्की नहीं हुई, जबकि नालियों के 
नाम पर केवल इंटें लगी हुई हैं, वहीं 
बिजली की बातें करें तो यहां खंभे 
तक नहीं है और तारें आड़ी-तिरछी 
खिंची पड़ी हैं, जिससे अक्सर शॉर्ट 
सर्किट होता रहता है। यहां कौ 
अधिकांश सड़कें भी टूटी पड़ी हैं, 
जिनमें गंदा पानी भरा रहता है और 
अक्सर लोग हादसे का शिकार हो 
जाते हैं। लोगों की बातें सुनने के बाद 


विधायक ने लोगों के 
साथ दिया धरना- 
प्रदर्शन 


पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा | 7 


कि यह तिगांव का दुर्भाग्य ही है कि 


। यहां से भाजपा का विधायक चुने जाने 


के बाद भी इस क्षेत्र में विकास नहीं 
हो रहा, इसलिए आज लोग इस 
कड़कड़ाती ठंड में सरकार के 
खिलाफ धरने-प्रदर्शन करने को 
मजबूर हो रहे हैं। 

श्री नागर ने कहा भाजपा सरकार 
हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है, 
लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना तो 
दूर लोगों पर नए-नए टैक्स लगाकर 
यह सरकार खून चूसने का काम कर 
रही है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ 
सालों में तिगांव क्षेत्र में कोई विकास 
नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस 
सरकार में जो विकास हुआ था, 
उसकी रिपेयरिंग कार्य तक यह 
सरकार नहीं करा पाई। 


गणतंत्र दिवस समारोह में देशभक्ति के 
कार्यक्रमों की होगी शानदार प्रस्तुति 


पायनियर समाचार सेवा। पलवल 


जिला के नेताजी सुभाषचंद्र बोस 
स्टेडियम पलवल में 26 जनवरी के 
उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 
जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह- 
2024 को भव्य व देशभक्ति से 
परिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस 
समारोह को भव्य रूप देने के लिए 
जिला के विभिन्‍न विद्यालयों की टीमें 
सांस्कृतिक व देशभक्ति से 
ओततप्रोत कार्यक्रमों की शानदार 
प्रस्तुतियां देंगी। 

जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस 
समारोह के शानदार आयोजन को 
लेकर राजकीय कन्या वरिष्ठ 


विद्यालय पलवल कैंप, विवेकानंद 


सांस्कृतिक टीमों के 

चयन के लिए प्रक्रिया 
आरंभ, कराई 
गई रिहर्सल 


माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप में 
चयन कमेटी के समक्ष सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों की टीमों की चयन प्रक्रिया 
का आयोजन किया गया। जिसमें 
जिला के विभिन्‍न नौ विद्यालयों की 
टीमों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां दीं। 
जिनमें राजकीय कन्या वरिष्ठ 
माध्यमिक विद्यालय पलवल शहर, 
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक 


वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल, 
धर्म पब्लिक स्कूल पलवल, लोटस 
विद्यालय पलवल, एसएनडी वरिष्ठ 
माध्यमिक विद्यालय पलवल, जीवन 
ज्योति स्कूल, डीएवी सिनियर 
सेकेंडीी स्कूल तथा बाल विद्या 
निकेतन स्कूल खांबी की टीम शामिल 
हैं। टीमों की यह चयन प्रक्रिया खंड 
शिक्षा अधिकारी डॉ. मामराज रावत 
की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 
इस अवसर पर उनके साथ सहायक 
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी 
जसबीर तेवतिया, सहायक जिला 
शिक्षा अधिकारी राजबीर व संगीतज्ञ 
मोनिका मौजूद रहीं। 


सरकार ने योजनाओं को हर गांव-हर व्यक्ति 
तक पहुंचाने का कार्य किया : जगदीश नायर 


संकल्प यात्राओं के 
माध्यम से सरकार 
स्वयं आ रही है लोगों 
के द्वार 


पायनियर समाचार सेवा। पलवल 


विकसित भारत जन संवाद संकल्प 


यात्रा जिला के खंड बडौली के गांव 


थंथरी, हसापुर तथा खंड होडल के 


गांव भिडूकी, बांसवां और खंड 
हसनपुर के गांव टप्पा, हाफजाबाद व 
खंड हथीन के गांव रनसीका, मंडोरी 
में पहुंची। इस मौके पर विभिन्‍न 
विभागों ने स्टाल लगाकर योजनाओं 
के लिए लोगों का पंजीकरण किया। 

होडल खंड के गांव भिड़ूकी में 
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास 
निगम के चेयरमैन एवं विधायक 
होडल जगदीश नायर ने विकसित 
भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर 
मुख्य अतिथि शिरकत कर लोगों का 
संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा 
कि विकसित भारत यात्रा के माध्यम 


से सरकार स्वयं आपके द्वार पर आई 
है। सभी विभागों के अधिकारी 
आपके गांव में अपनी स्टाल लगाकर 
सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे 
हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री 
मनोहर लाल ने सरकार की योजनाओं 
को हर गांव-हर व्यक्ति तक पहुंचाने 
का कार्य किया है। 

परिवार पहचान पत्र के माध्यम 
से व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूर्ण होते 
ही उसकी वृद्धावस्था पेंशन स्वतः ही 
बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए 
बन जाती है। सरकार ने बिजली, 
पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के 


क्षेत्र में पहले से अधिक 
हैं। इसी प्रकार होडल खंड के गांव 
बांसवां में विधायक होडल के 
प्रतिनिधि नीतू नायर तथा हथीन खंड 
के गांव रनसीका व मंडोरी में 
विधायक हथीन के प्रतिनिधि सतीश 
डागर और खंड हसनपुर के गांव 
टप्पा, हाफजाबाद एवं खंड बडौली के 
गांव थंथरी व हसापुर में विधायक 
पलवल के प्रतिनिधि मुकेश सिंगला ने 
संकल्प यात्राओं के कार्यक्रमों में 
बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इन 
सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथियों ने 
उपस्थित लोगों को भारत को 


आत्मनिर्भ व विकसित बनाने में 
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का 


' संकल्प भी दिलाया। उन्होंने विभिन्‍न 


विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का 
अवलोकन किया और विभागों से 


। फीडबैक लिया। 


उत्कृष्ट कार्य करने वाले 


3 खिलाड़ियों, कलाकारों, अध्यापकों, 


स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, 
आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी 
किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 
उज्ज्वला योजना की पात्र सभी 
महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर 
सहित घरेलु गैस कनेक्शन भी भेंट 
किए। इस अवसर पर मुख्य 
अतिथियों ने नमो दीदी ड्रोन की कार्य 
प्रणाली का भी परीक्षण किया। 

इस मौके पर टप्पा के सरपंच 
सतपाल, हाफजाबाद के सरपंच देवेंद्र, 
रनसीका की सरपंच ऊषा रानी, 
मंडोरी के सरपंच नीरज कुमार, 
भिडूकी की सरपंच शशि बाला, 
बांसवां से ओमी, थंथरी की सरपंच 
आरती, हसापुर के सरपंच कहराग 
सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग व 
ग्रामवासी मौजूद रहे। 


श्रीमद्‌ भागवत कथा में महारास, 
उद्धव चरित्र और रुक्मणी 
विवाह की सुंदर प्रस्तुति 


5 टर 


फरीदाबाद। श्रीराम मंदिर 
तालाब वाली गली ओल्ड , 
फरीदाबाद में आयोजित श्रीमद्‌ & 
भागवत कथा प्रसंग के छठवें ॥ + 
दिन कथा व्यास परम श्रद्धेय प 
श्री मुररी लाल बृजवासी जी 5 
महाराज ने रास कथा का प्रसंग 
वर्णित करते हुए कहा कि 4 

आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है, जिसमें जीव रूपी गोपियों का ईश्वर 
रूपी कृष्ण से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि परमात्मा से मिलन आसान नहीं है. 
जो गोपियां रास में आईं थीं, उनके पूर्व भजन का प्रताप था, जो श्री कृष्ण ईश्वर 
से मिलन की बेला रास के द्वारा प्रकट हुई। मुरारी लाल बृजवासी ने कथा प्रसंग 
में आगे रुक्मणी कृष्ण विवाह विधिवत झांकियों के साथ सभी भक्तजनों ने 
आनंदित होते हुए मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक नेंद्र गुप्ता, 
निर्वतमान पार्षद सुभाष आहूजा, पवन डाबर प्रधान सखी सरोवर बिरादरी, 
अशोक धींगरा, अरुण गोयल गोपाल गार्डन, बोधराज मक्कार, शोभित अरोड़ा, 
कुलदीप चोपड़ा, गौरव सिंगला, मुकेश अग्रवाल, मनोज मंगल, अरुण गोयल, 
साहिल कपूर, राहुल रात्र, संजय टुटेजा, बलदेव राज को आयोजकों ने शॉल 
ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बृज के 
कलाकारों ने मयूर नृत्य व रासलीला पेश कर कथा स्थल पर लोगों को झूमने 
पर मजबूर कर दिया। कथा स्थल पर लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों 
की झांकी पर पुष्प वर्षा कर पूरे वातावरण को फूलों की सुंगध से महका दिया। 
इस मौके पर प्रधान परविंद्र मल्होत्रा ने ब्राह्मणों को कंबल विरतिर कर उनसे 
आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अजय गर्ग, बिंदू ठेकेदार, अमित कपूर, 
सुमित कपूर, गुंजन शर्मा, गीता शर्मा आदि मौजूद थे। 


हक क्र 


संक्षिप्त समाचार 


मानव सेवा समिति ने महिलाओं को प्रमाणपत्र व कंबल बांटे 


'फरीदाबाद। मानव सेवा समिति महिला सेल ने रविवार को मानव भवन 
सेक्टर-0 में डबुआ व बल्‍लभगढ़ में संचालित सिलाई कढ़ाई केंद्र की सभी 
महिलाओं को प्रमाण पत्र व एक-एक कंबल प्रदान किया। दोनों सेंटर की 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिला रीता, नैंसी, कुसुम व सीमा, 
पूनम, लता को नई सिलाई मशीन व नकद राशि प्रदान की गई। इस अवसर 
पर सेंटर की पांच लड़कियों ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया । चेयरमैन महिला 
मंडल ऊषा किरण शर्मा व वाइस चेयरमैन राज राठी के नेतृत्व में आयोजित 
इस कार्यक्रम में प्रबंधक कुसुम बंसल व सविता सिंघल, समिति के अध्यक्ष 
कैलाश शर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, महासचिव सुरेंद्र जग्गा, कमला वर्मा, 
संजीव शर्मा, रेनू चतरथ, नीतू मंगला, कुसुम वशिष्ठ, सीमा मंगला, रमा सरना, 
सरिता गुप्ता, सुष्मिता भौमिक, सरोज, सावित्री, शीतल लूथरा, समाजसेवी 
हरीश, गौरा, गोविंद वर्मा आदि ने भाग लेकर सहयोग किया। 


स्काउट्स एंड गाइड्स शिविर के विजेताओं को किया सम्मानित 
825%२67..5 5 8 


0॥४ है| (2 
हर की 876 


पलवल । राष्ट्रीय युवा परिसर गदपुरी में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पलवल 
शिविर के अंतर्गत विभिन्‍न प्रतियोगिताओं के विजेता टीमों को सम्मानित 
किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी पलवल 
अशोक बघेल रहे, जबकि अध्यक्षता मोहन श्याम शर्मा द्वारा की गई। 
संचालन संस्था के जिला संगठन आयुक्त योगेश सौरोत ने किया। विशिष्ट 
अतिथि के तौर पर प्रधानाचार्य कविता नारंग, खुशबू मंगला, योगेश भारद्वाज, 
बृजेश शर्मा, सुखबीर रावत, करतार सिंह, रीना शर्मा आदि विशेष रूप से 
उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंडियन मैरिज, फोक डांस, सोलो डांस, फूड 
प्लाजा, प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिताओं के विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए 
अशोक बघेल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में 
सृजनात्मक ज्ञान का विस्तार होता है। स्काउटिंग अनुशासन के साथ-साथ 
विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का हुनर सिखाता है। जिला शिक्षा 
अधिकारी ने डीओसी योगेश सौरोत, भारत दहिया, शारदा पाराशर, विष्णु 
गौड, मुकेश डागर, संजू बाला, मोनिका मदान, अर्चना, सावंत, विकास तथा 
नाहर सिंह व दयाल ओपन ग्रुप के रोवर्स को स्काउटिंग में बेहतरीन योगदान 
के लिए सम्मानित किया। 


रोटरी क्लब के शिविर में 35 लोगों ने किया रक्तदान 


पलवल। रोटरी क्लब पलवल परिवार के तत्वावधान में गांव पूंडरी में युवा 
बिग्रेड के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 
अपना ब्लड बैंक की टीम ने रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर 35 लोगों 
ने रक्तदान किया। शिविर में तीन महिलाओं ने भी रक्तदान किया। वरिष्ठ 
पैथोलॉजिस्ट एवं ब्लड बैंक के चेयरमैन डॉ. प्रशांत गुप्ता ने कहा कि रक्तदान 
हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। तीन महीने में एक बार रक्तदान करना 
चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा रक्तदान करने से तीन लोगों की जान बचाई जा 
सकती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, यह 
धारणा गलत है। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है। अध्यक्षता यश 
मंगला ने की। युवा बिग्रेड के अजय पूंडरी ने कहा कि गांव के युवाओं द्वारा 
गांव में हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है। रक्तदान के प्रति युवाओं में 
काफी उत्साह रहता है। इस बार तो गांव की महिलाओं ने भी रक्तदान किया 
है। इस अवसर पर अनूप पाराशर, कुंवरपाल, प्रवीण, अनिल, सागर, रोहन, 
हितेश, अनीता, राजबाला विशेष रूप से मौजूद थीं। 


विकसित भारत संकला यात्रा में समस्याओं का हो रहा निदान 


'फरीदाबाद। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प 
यात्रा का आयोजन देशभर में एक साथ किया जा रहा है। भारत को पूर्ण रूप 
से विकसित बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्राएं बड़ी कारगर साबित 
होंगी। विधायक नरेंद्र गुप्ता रविवार को सेक्टर-6 के सामुदायिक भवन में 
विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का स्वागत किया। विधायक नरेंद्र गुप्ता 
ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद का उद्देश्य मोदी सरकार 
द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को लाभार्थियों के 
लिए सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र 
व्यक्ति को शत प्रतिशत मिलना चाहिए और कोई इससे छूटना नहीं चाहिए। 
विधायक नरेंद्र गुप्ता ने इस मौके पर सभी को भारत देश को 2047 तक 
आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ 
दिलवाई। इस अवसर पर वजीर सिंह डागर, कुलदीप साहनी, छत्रपाल, 
बलवान शर्मा, एलपी सिंह, राम मिगलानी सहित शासन व प्रशासन के तमाम 
विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। 


शिव महापुराण कथा समाप्ति के उपरांत भंडारे प्रसाद का आयोजन 


फिरोजपुर झिरका। शिव महापुराण भक्ति ज्ञान महोत्सव के उपलक्ष्य में 
पिछले सात दिनों से रोज चल रही शिव महापुराण कथा एवं 08 पार्थिव 
ज्योतिर्लिंग पूजन समाप्ति के उपरांत शहर के धर्म प्रेमियों ने धर्म प्रेमियों ने 
रविवार आठ बजकर पन्द्रह मिनट पर ग्यारह कुंडलिय यज्ञ एवं रुद्राक्ष 
महोत्सव का आयोजन किया। जिसमें सभी यजमान अपने जोड़ी सहित हवन 
यज्ञ में बैठे और शिव महापुराण कथा में आमंत्रित पुजारी द्वारा बोले गए 
वैदिक मंत्र उच्चारणों पर विधिवत रूप से हवन कुंड में आहुति प्रदान की 
इसके उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु एवं शंकर भगवान की आरती की गई 
और हवन में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमियों में प्रसाद वितरण किया गया। हवन 
समाप्ति के बाद दोपहर बाराह बजे चोपड़ा बाजार में एक बड़ा टेंट लगाकर 
विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ करने से पूर्व शहर 
के ब्राह्मणों एवं कन्‍्याओं को भोजन कराया गया जिसमें हजारों की संख्या 
में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और धर्म लाभ उठाया। 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, जनवरी , 2024 


मोदी की अयोध्या यात्रा 


महत्वपूर्ण कदम 


मोदी की हालिया अयोध्या यात्रा कई दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। 
आगामी 22 जनवरी को भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले 
प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में विभिन्‍न परियोजनाओं का उद्घाटन किया 
जिनका उद्देश्य देश का समग्र सांस्कृतिक-आर्थिक-सामाजिक विकास है। 
यात्रा का उद्देश्य विभिन्‍न परियोजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या 
में ढांचागत परियोजनाओं को उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाना था ताकि अयोध्या को 
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अच्छी तरह स्थापित किया जा सके। 
प्रधानमंत्री मोदी ने पुन: विकसित अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन के उद्घाटन 
के साथ ही 2 नई “अमृत भारत' व 6 नई “बंदे भारत' ट्रेनों को भी शुरू किया। 
उन्होंने नए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। 
इस अत्याधुनिक हवाईअड्डे का उद्देश्य देश-दुनिया के हिंदू धर्मावलंबियों व 
पर्यटकों को सीधे भगवान राम की नगरी पहुंचाना है। इसके साथ ही अनेक 
अन्य ढांचागत परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा जो अयोध्या के 
सौंदर्यीकरण तथा नागरिक सुविधाओं के विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा 
करेंगी। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विगत दिनों में 
कई बार अयोध्या यात्रा कर मंदिर संबंधी व अन्य विकास परियोजनाओं का 
निरीक्षण कर चुके हैं, पर स्वयं प्रधानमंत्री की यात्रा इस दिशा में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि आगामी 22 जनवरी को भव्य श्रीराम मंदिर का 
उद्घाटन देश में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसका कारण यह 
है कि हिंदू जनममानस पिछले लगभग 500 साल से जिस उद्देश्य के लिए संघर्ष 
कर रहा था वह नवंबर, 2079 में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत आदेश से 
आगे बढ़ा और अब अयोध्या में जन्मस्थान पर रामलला अपने भव्य मंदिर में 


हैँ | 

| 
20 | ० के 
जा 


विराजमान होने जा रहे हैं। 

अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही देश के सांस्कृतिक, 
सामाजिक व आर्थिक विकास का नया चरण शुरू होगा। पिछले लगभग दस 
साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर 
पहुंच गई है और अगले पांच साल के भीतर भारत दुनिया की तीसरी सबसे 
बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही देश-दुनिया के हिंदुओं में 
अपनी सांस्कृतिक-ऐतिहासिक-धार्मिक जड़ों के प्रति नई जागरूकता पैदा हुई 
है। आज अनेक पश्चिमी देशों के साथ मुस्लिम देशों में भी भव्य हिंदू मंदिरों 
की स्थापना हो रही है जिनकी पहले कल्पना भी असंभव थी। अयोध्या में 
जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की कामना करोड़ों हिंदुओं ने की थी जो फलीभूत 
हुई है । इसके साथ ही वाराणसी, बद्रीनाथ, केदारनाथ व अन्य हिंदू तीर्थस्थलों 
के प्रति आकर्षण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। अयोध्या में प्रधानमंत्री की 
उपस्थिति इस नगर को वैश्विक सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप 
में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट करती है। निश्चित रूप से 
इसका भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर हमेशा 
उसके राजनीतिक एजेंडे में सर्वोच्च स्थान पर रहा है और उसने इस बारे में 
विपक्षियों की निन्दा-आलोचना की चिन्ता नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
की यह अयोध्या यात्रा इस तथ्य की पुष्टि करती है कि धार्मिक व आध्यात्मिक 
विकास, पर्यटन, विरासतों के संरक्षण तथा अर्थव्यवस्था के विकास में गहन 
अंतर्निहित संबंध हैं। भारत आने वाले वर्षों में इन संबंधों का सर्वाधिक प्रयोग 
कर “विश्व गुरु" बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। 


अभिमत 68 


तकनीकी क्षेत्र में महिला सहभागिता 


तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति जटिल है। भारत के चंद्रयान-3 मिशन में महिला वैज्ञानिकों व 
इंजीनियरों की बड़े पैमाने पर सहभागिता प्रेरणादायक है । इसका जमीनी स्तर तक विस्तार करने की जरूरत है। 


हिरण्यमय कार्लेकर 


(लेखक, द पायनियर के 
सलाहकार संपादक हैं ) 


कनीकी क्षेत्र में महिलाओं की 
सहभागिता की स्थिति जटिल है। 
जहां कुछ महिलायें इसमें महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा कर रही हैं, वहीं समग्र 
प्रगति निराशाजनक बनी हुई है। इस 
दृष्टिकोण से राजनीति में महिलाओं की 
सहभागिता व उनकी उपस्थिति भी 
महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थिति पर गौर करें 
तो स्पष्ट होगा कि देश में लोकसभा चुनाव 
अब नजदीक आ गए हैं और राजनीतिक 
पार्टियां अपनी ओर से लड़ने वाले 
उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। ऐसे में 
यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय संसद, 
राज्य विधायिकाओं तथा सत्ता के 
गलियारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 
बहुत कम है। निसंदेह अनेक मामलों में 
महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं 
है। बहु-प्रशंसित पश्चिमी लोकतंत्र वाले 
कुछ देशों समेत अनेक देशों में यह बहुत 
खराब है। भारत और दुनिया में राजनीति 
ही ऐसा एकमात्र क्षेत्र नहीं है जहां 
महिलाओं के साथ न्यायोचित व्यवहार 
नहीं होता है। इसका प्रमाण नोबेल 
पुरस्कारों से भी मिलता है। 
१90 में पहली बार नोबेल पुरस्कार 
शुरू किए जाने से लेकर 2023 तक 965 
व्यक्तियों तथा 27 संगठनों को नोबेल 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से 
कई को यह दो बार मिला। लेकिन नोबेल 
पुरस्कार विजेताओं में केवल 64 महिलायें 
थीं और इनमें से केवल एक-मैरी क्‍्यूरी 
को यह दो बार 903 व 94 में मिला। 
कुछ क्षेत्रों में जेंडर असमानता खासतौर से 
बहुत अधिक तथा चिन्ताजनक है। 
उदाहरण के लिए, भौतिकी के 225 
नोबेल पुरस्कार विजेताओं में केवल पांच 
शामिल थीं। इसी प्रकार चिकित्सा के 24 
में 3, रसायन के ॥86 में 8 तथा 
अर्थशास्त्र के 90 नोबेल पुरस्कार 
विजेताओं में केवल 3 महिलायें थीं। जिन 
क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से महिलाओं को 
अधिक नोबेल मिले, वहां भी इनकी 
संख्या बहुत कम थी। शांति पुरस्कारों के 
92 में ॥9 तथा साहित्य के 03 में 7 
नोबेल पुरस्कार महिलाओं को मिले। 


९ 


5. 


- प 


निश्चित रूप से हाल में स्थिति में सुधार 
हुआ है और नोबेल सम्मानित महिलाओं 
की संख्या बढ़ रही है, पर अभी उनको 
इस क्षेत्र में पुरुषों के बराबर आने के लिए 
लंबा रास्ता तय करना है। 

बात केवल नोबेल पुरस्कारों तक ही 
सीमित नहीं है। परिवार के संकुचित क्षेत्र 
के बाहर पुरुषों की तुलना में महिलाओं 
का प्रतिनिधित्व मानव गतिविधियों के हर 
क्षेत्र में बहुत कम है। इन सभी क्षेत्रों में 
महिलाओं की स्थिति का परीक्षण इस 
स्तंभ में संभव नहीं है। लेकिन तथ्य यह 
है कि ये अनेक क्षेत्र सामान्य सीमाओं में 
काम करते हैं तथा वे उसी परिवेश का 
हिस्सा हैं जिसमें पुरुष काम करते हैं । ऐसे 
में किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना 
यह समझने के लिए काफी होगा कि 
सामान्य तौर से विभिनन क्षेत्रों में 
महिलाओं की क्या स्थिति है। इस संदर्भ 
में तकनीकी क्षेत्र पर ध्यान देना दिलचस्प 
तथा जानकारियों से भरा होगा क्‍योंकि 
तकनीक व तकनीकी प्रगति वैश्विक व 
राष्ट्रीय सभ्यता की प्रगति का प्रमुख 
पारिभाषिक क्षेत्र है। एक बहुराष्ट्रीय 
आईटी कंपनी की ग्लोबल हेड आफ 
स्ट्रेटिजी तथा न्यू बिजनेस ग्रोथ की प्रमुख 
गीतांजलि सिंह इस संदर्भ में वीमेनटेक 
डाट को डाट यूके के एक सर्वे का हवाला 
देती हैं। इस सर्वे के अनुसार दुनिया भर 
में तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले 
कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा केवल 


26 प्रतिशत है। 20१9 में यह संख्या 
केवल ॥8 प्रतिशत थी और अब उसमें 
सुधार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ यह 
कतई नहीं है कि यह महिलाओं की 
संतोषजनक प्रगति का द्योतक है। 
अमेरिका के संदर्भ में गीतांजलि सिंह एक 
फोर्ब्स पत्रिका रिपोर्ट का हवाला देती हैं। 
इसमें कहा गया है कि तकनीकी रोजगारों 
में महिलायें केवल 26.7 प्रतिशत हैं। वे 
इस ओर भी संकेत करती हैं कि जो 
महिलायें अपना कैरियर बनाने के लिए 
प्रतिबद्ध हैं, वे भी अनेक समस्याओं का 
शिकार हैं। 

उनके लिए “अपने विचार सामने 
रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन 
प्राप्त करना व समय पर पदोन्‍नति, मेंटरों 
तक पहुंच बनाना, नेटवर्किंग अवसर प्राप्त 
करना तथा कंपनी बोर्ड में स्थान पाना 
कठिन है।' वे ग्लोबल मैनेजर्मेंट 
कंसल्टेंसी फर्म मैक्किन्से एंड कंपनी की 
एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताती हैं 
कि सभी उद्योगों में प्रबंधकीय पदों पर 
प्रोन्‍न्नत हुए हर 00 पुरुषों की तुलना में 
केवल 86 महिलाओं की पदोन्‍नति हुई। 
तकनीकी उद्योगों में यह संख्या और कम 
थी जहां प्रति 00 पुरुषों की तुलना में 
केवल 52 महिलाओं की पदोन्‍नति हुई 
थी। भारत में तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं 
की सहभागिता एक जटिल परिदृश्य 
उपस्थित करती है। हालांकि, उनमें से 
कुछ सर्वोच्च स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका 


अदा कर रही हैं, पर आमतौर से इस क्षेत्र 
में महिलाओं की प्रगति निराशाजनक है। 
*फ्रंटलाइन' पत्रिका में प्रकाशित 'डश 
वेले' की एक रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रमा 
पर रोवर पहुंचाने वाले चंद्रयान-3 मिशन 
में 00 से अधिक महिला वैज्ञानिकों व 
इंजीनियरों ने भाग लिया था। केवल इतना 
ही नहीं, इस प्रक्रिया में भारत चंद्रमा के 
दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्षयान भेजने वाला 
पहला देश भी बन गया। इस रिपोर्ट में 
चंद्रयान-3 समेत भारत के अंतरिक्ष 
कार्यक्रम के इंचार्ज भारतीय अंतरिक्ष 
अनुसंधान संस्थान-इसरो के अध्यक्ष एस. 
सोमनाथन के हवाले से बताया गया है कि 
महिलाओं को कैसे अवधारणा बनाने, 
डिजाइन तैयार करने तथा मिशन के 
क्रियान्वयन में सहभागी बनाया गया। एस. 
सोमनाथन ने कहा कि “इनमें से कुछ 
महिलाओं ने लेंडर के महत्वपूर्ण डिसेंट 
के समय नौवहन में महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा की ।! 

निश्चित रूप से भारतीय अंतरिक्ष 
अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की यह 
उपलब्धि इसलिए सुनिश्चित हो सकी 
क्योंकि उपयुक्त क्षमताओं, योग्यताओं 
तथा नेतृत्व क्षमता वाली महिलायें 
उपलब्ध थीं। डश विले की उपरोक्त 
रिपोर्ट में विश्व बैंक डेटा का संदर्भ देते 
हुए बताया गया है कि भारत में विज्ञान, 
तकनीक, इंजीनियरिंग व गणित-स्टेम के 
कुल स्नातकों में महिलाओं की संख्या 


लगभग 43 प्रतिशत है। यह संख्या दुनिया 
में सर्वोच्च है । गीतांजलि सिंह नैस्काम की 
'स्ट्रेटिजिक रिव्यू, 2023' का संदर्भ देते 
हुए बताती हैं कि भारत के 5.4 मिलियन 
आईटी कामगारों मं 30 प्रतिशत महिलायें 
थीं। लेकिन अनेक अन्य आंकड़े 
निराशाजनक तस्वीर भी पेश करते हैं। 
“डश विले” रिपोर्ट के अनुसार, एक 
राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से पता चला कि 
भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों तथा शोध 
संस्थानों में वैज्ञानिकों व विज्ञान शिक्षकों 
में महिलायें केवल 3 प्रतिशत हैं । इसरो 
में भी महिला कर्मचारियों की संख्या कुल 
6,000 लोगों के कार्यबल में 20 से 25 
प्रतिशत है। 

इस परिदृश्य को देखते हुए यह 
सवाल पैदा होता है कि आखिर क्‍या किया 
जाना चाहिए। अधिकांश लोगों का मानना 
है कि सरकार और शोध संस्थानों तथा 
बिजनेस उद्यमों को महिलाओं को अपने 
साथ जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने 
चाहिए। लेकिन यह केवल वास्तविक 
स्थिति का बहुत लघु रूप प्रदर्शित करता 
है। वास्तव में देश में महिलाओं की प्रगति 
सुनिश्चित करने के लिए हमें सभी क्षेत्रों 
में सावधानी से तैयार की जाने वाली 
विशिष्ट नीतियों तथा उनके समुचित 
क्रियान्वयन की आवश्यकता है। विज्ञान 
एवं तकनीक समेत जीवन के सभी क्षेत्रों 
में महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने 
के लिए सबसे पहले महिलाओं का हर 
स्तर पर राजनीतिक सशक्तीकरण किया 
जाना चाहिए। इससे वे नीति निर्धारण के 
हर स्तर पर ऐसी नीतियां बनाने में सफल 
होंगी जो महिलाओं का सर्वांगीण विकास 
सुनिश्चित कर सकें। 

संसद ने हाल ही में संसद और 

राज्यों की विधायिकाओं में महिलाओं का 
आरक्षण सुनिश्चित करने का कानून बना 
कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया 
है। लेकिन इसे लागू होने में अभी कई 
साल का समय लगेगा। इस बीच संसद 
तथा राज्यों की विधायिकाओं में अधिक 
महिला सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित 
करने का काम सभी राजनीतिक दलों को 
करना चाहिए। राजनीति के सभी स्तरों पर 
महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से 
सुनिश्चित होगा कि देश में जेंडर समानता 
तथा महिलाओं को न्याय देने की दिशा में 
हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान-3 
परियोजनाओं में महिला वैज्ञानिकों व 
इंजीनियरों की शानदार सहभागिता 
निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। 


छ्क 


ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन एक क्रांति 


को खत्म करना था। इस महत्वाकांक्षी मिशन 
का पहला चरण सफल रहा, जिसके 
परिणामस्वरूप 00 मिलियन से अधिक 
व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) 
का निर्माण हुआ और 6 लाख गांवों को 
ओडीएफ गांवों में बदलना। यह उपलब्धि 
एक सामूहिक प्रयास थी, जिसमें नौकरशाही, 
जन प्रतिनिधियों, निगमों, गैर सरकारी संगठनों 
और नागरिकों सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों 


अरुमुगम कालीमुथु 
यह मिशन न (लेखक, एक स्तम्भकार 
हैं 
केवल भारत के दे 
गांतों भारत का स्वच्छता परिदृश्य 
गांवों को स्वच्छ. परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, 
बना स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ग्रामीण 
और स्वस्थ बना चरण दो ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल 
बल्कि उन्हें की है : 5 लाख से अधिक गांवों को खुले 
रहाहै ब उन्हें में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित 
संभावित आर्थिक किया गया है। यह मील का पत्थर स्वच्छ और 
केद्रों हे में स्वस्थ ग्रामीण वातावरण बनाने के लिए देश 
केद्रों के रूप में की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और समुदाय- 
संचालित पहल की शक्ति को उजागर करता 
भी स्थापित कर है। आज तक, ॥6 राज्यों और केंद्र शासित 
प्रदेशों ने 00त्न ओडीएफ प्लस स्थिति 
य्हा है | हासिल कर ली है, जिनमें से 4 ने ओडीएफ 


७०७ 


प्लस मॉडल स्थिति हासिल कर ली है। 
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 

2044 को लॉन्च किए गए एसबीएम का 

लक्ष्य 209 तक पूरे भारत में खुले में शौच 


का योगदान था। स्वच्छ भारत मिशन 
(एसबीएम) ग्रामीण चरण प्रथम की सफलता 
की कुंजी एक प्रभावी संचार रणनीति थी 
जिसमें बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, 
व्यवहार परिवर्तन संचार और स्वस्थ स्वच्छता 
प्रथाओं को अपनाने में तेजी लाने, स्वच्छ और 
स्वस्थ गांवों को सुनिश्चित करने के लिए 
स्थानीय समितियों का गठन शामिल था। . 
प्रधान मंत्री के संदेश, राज्य और जिला 
प्रशासन के समर्थन और मशहूर हस्तियों के 
समर्थन के साथ, मिशन की पहुंच और प्रभाव 
में काफी वृद्धि हुईं। यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ 
और अन्य संगठनों के अध्ययनों ने एसबीएम 
के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला है। 
महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान में 


सुधार, मिशन की सफलता को रेखांकित 
करता है। एसबीएम ग्रामीण चरण दो का 
विस्तार शौचालय निर्माण से आगे बढ़कर, 
गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ स्थानों में बदलने पर 
केंद्रित है। इस चरण में शौचालयों के 
रखरखाव, अपशिष्ट प्रबंधन और गंदे पानी का 
जिम्मेदारीपूर्वक निपटान करने के महत्व पर 
जोर दिया गया। ग्रामीण समुदायों के बदले हुए 
दृष्टिकोण और व्यवहार, नई स्वच्छता प्रथाओं 
को अपनाने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 
विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग ने एक 


महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव को चिह्नित 
किया। स्वच्छता प्रयासों को लागू करते हुए, 
जल जीवन मिशन ने सभी घरों में पानी की 
आपूर्ति प्रदान करके शौचालय के निरंतर 
उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई ग्राम जल स्वच्छता समितियों 
के गठन ने सामुदायिक भागीदारी को 
संस्थागत बनाया, स्वच्छता सेवाओं और 
संपत्तियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया। 
स्वयं सहायता समूहों सहित ये समितियाँ 
स्वच्छता सुविधाओं के संचालन और 


रखरखाव में सहायक रही हैं। एसबीएम 
ग्रामीण चरण दो अभियान, सुजलाम अभियान 
की तरह, स्वच्छता के विशिष्ट पहलुओं, जैसे 
कि ग्रेवाटर प्रबंधन, पर केंद्रित था। इन पहलों 
के कारण 5.4 मिलियन सोख गड्ों का निर्माण 
हुआ, जो व्यापक स्वच्छता समाधानों के प्रति 
प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एसबीएम ग्रामीण 
चरण डूहु की सफलता के पीछे ग्रामीण 
समुदायों की भागीदारी एक प्रेरक शक्ति थी। 
उन्हें प्रमुख हितधारकों के रूप में मान्यता देते 
हुए, मिशन ने समुदाय-संचालित दृष्टिकोण 
को नियोजित किया, व्यक्तियों को उनकी 
स्वच्छता सुविधाओं का स्वामित्व लेने के लिए 
सशक्त बनाया। मिशन के लक्ष्यों को साकार 
करने में सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक 
उपक्रमों और ग्रामीण छ्डुस्॥ भागीदारों की 
भागीदारी महत्वपूर्ण थी। 

5 लाख से अधिक ओडीएफ प्लस गांवों 
की उपलब्धि से जीवन की गुणवत्ता में सुधार 
हुआ है, बीमारी का खतरा कम हुआ है और 
ग्रामीण समुदायों में गरिमा और खुशहाली बढ़ी 
है। भारत की स्वच्छता यात्रा में यह मील का 
पत्थर एक आंकड़े से कहीं अधिक है; यह 
लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले गहरे 


परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह संपूर्ण 
स्वच्छ भारत या संपूर्ण स्वच्छ भारत प्राप्त करने 
में ग्रामीण समुदायों के सामूहिक दृढ़ संकल्प 
और लचीलेपन का एक प्रमाण है। मिशन की 
सावधानीपूर्वक योजना और ठोस प्रयास 
प्रधानमंत्री के %स्वच्छ भारत% के दृष्टिकोण 
को साकार करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। 

जैसे-जैसे एसबीएम ग्रामीण आगे बढ़ 
रहा है, सामुदायिक स्वामित्व और स्वच्छता 
बुनियादी ढांचे के प्रबंधन पर ध्यान इन प्रथाओं 
को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ 
है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और 
भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने में 
मिशन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो इसके 
व्यापक और परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर 
करती है। 

जल निकाय प्रदूषण को संबोधित करके 
और जल सुरक्षा में सुधार करके, एसबीएम 
ग्रामीण न केवल भारत के गांवों को स्वच्छ 
और स्वस्थ बना रहा है, बल्कि उन्हें संभावित 
आर्थिक केंद्रों के रूप में भी स्थापित कर रहा 
है, जो भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 
की अर्थव्यवस्था बनाने के व्यापक लक्ष्य में 
योगदान दे रहा है। 


भारतीय अर्थव्यवस्था 


भारत ने संयुक्त अरब अमीरात- 
यूएई को हाल ही में कच्चे तेल के 
लिए पहली बार रुपए में भुगतान 
किया है। यह बहुत अच्छी पहल है 
जिससे वैश्विक कारोबार में रुपए का 
रुतबा और बढ़ेगा। यह भारतीय 
अर्थव्यवस्था की मजबूती का भी 
प्रमाण है। इससे रुपए को डालर की 
तरह वैश्विक मुद्रा बनाने में सहायता 
मिलेगी। इससे डॉलर की मांग घटाने 
में भी मदद मिलेगी। इससे भारतीय 
अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मौद्रिक 
झटकों का कम असर होगा एवं रुपए 
के अंतरराष्ट्रीयकरण से विदेशी मुद्रा 
भंडार रखने की आवश्यकता कम 
होगी। हम आज अपनी अस्सी 
प्रतिशत से अधिक तेल जरूर को पूरा 


आप की बात 


योगी की लोकप्रियता 


जेएन- से चिन्ता 


भारत का सम्मान 


करने के लिए आयात पर निर्भर हैं 
इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर डॉलर 
में भुगतान करना होता है। खुशी की 
बात यह है कि तकरीबन 64 देशों ने 
रुपए में व्यापार करने में रुचि दिखाई 
है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 
मजबूत हो रही है और वह पिछले 
दस साल में दसवें से ऊपर उठ कर 
दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत को 
विकसित देश बनने के लिए अपना 
निर्यात तथा कुल व्यापार बढ़ाना 
होगा। रुपये को लेनदेन की वैश्विक 
मुद्रा बनाना इस दिशा में निश्चित रूप 
से एक महत्वपूर्ण कदम होगा, 
हालांकि रास्ता लंबा है। 

-सुदर्शन सोराड़ी, नानकमत्ता 


तीन विधानसभा चुनावों में भारी जीत के साथ बीजेपी का हौसला बुलंद 
है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विश्वव्यापी लोकप्रियता, उनकी कार्यशैली, 
कठोर परिश्रम और शेर की तरह दहाड़ लोगों को प्रभावित कर रही है। 
2024 में चुनाव जीतने के बाद नरेन्द्र मोदी 2026 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। 
उनके कार्यकाल में कई नेताओं ने 75 वर्ष के होने पर चुनावी राजनीति से 
संन्यास ले लिया है। यदि इस रास्ते पर चलते हुए नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री 
पद छोड़ना चाहें तो बीजेपी और संघ उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हालांकि, 
अनौपचारिक रूप से उनके उत्तराधिकारी का संकेत दिया जा सकता है। 
उत्तर प्रदेश तथा देश की भी बहुसंख्य जनता मोदी के बाद योगी 
आदित्यनाथ को सर्वाधिक गतिशील, सक्रिय, सक्षम व जुझारू नेता मानती 
है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के भांति-भांति के माफियाओं को 
बेधड़क या तो परमधाम भेज दिया या वे सलाखों के पीछे हैं और उनके 
नेटवर्क को बुलडोजर से तहस-नहस कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ 
की लोकप्रियता का कारण प्रदेश की कानून-व्यवस्था व सक्षम प्रशासन है 
जो प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है। 
-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम 


कोविड-49 के नये अवतार 
जेएन-। ने सबको फिर डरा दिया 
है। पिछले दो-तीन वष्ों में लोगों के 
रहन-सहन के तरीकों और उनकी 
सोच पर कोरोनाकाल का व्यापक 
प्रभाव पड़ा है। कोविड के पहले के 
भारत और उसके बाद के भारत में 
फर्क गाँवों और शहरों में तथा पार्क 
में टहलते लोगों में देखने को मिल 
जाता है। यह भारत को पश्चिमी 
सभ्यता के करीब लाया है जिसके 
परिणामस्वरूप लोगों के बीच 
आत्मीयता घटी है और ज्यादा से 
ज्यादा लोग आत्मकेन्द्रित व 
आत्मुग्ध होते जा रहे हैं। दो गज की 
दूरी ने संबंधों को प्रभावित किया 


है। लेकिन निराश होने की जरूरत 
नहीं क्योंकि भारतीयता हमारे खून 
में है। साल 2023 तक लोग कोविड 
को भूलकर पुनः व्यवस्थित हुए ही 
थे कि इस नये वैरिएंट ने सबको 
चौंका दिया है। देश भर में एक दिन 
में पाँच सौ से अधिक कोविड के 
मामले सामने आना निश्चित ही चिंता 
का विषय है। कोविड की भयावहता 
से परिचित होने के बाद सुरक्षा का 
सबसे कारगर उपाय हमारी सतर्कता 
ही है। सतक॑ रहकर हम खुद को 
सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा 
समाज और देश भी सबकी 
व्यक्तिगत सुरक्षा पर ही निर्भर है। 
- आनंद प्रवीण, पटना 


कतर में मैं आठ भारतीय भूतपूर्व 
नोसैनिकों की मृत्यु दंड की सजा को 
कम कखवाने में अंततः: भारत सरकार 
सफ्ल हुई। इससे भारत का दुनिया 
भर में सम्मान बढ़ा है। इसके साथ 
ही विदेशों में नौकरी या रोजगार करने 
गए अनिवासी भारतीयों का अपनी 
सरकार पर विश्वास भी बढ़ा है। 
इससे पहले भी अनेक देशों में 
स्थितियां बिगड़ने पर भारत सरकार 
ने अपने नागरिकों को विमान भेज 
कर और राजनीतिक स्तर पर चर्चा 
करके बाहर निकाला। बचा कर 
निकाले गए इन लोगों में अन्य देशों 
के नागरिक भी थे जो भारत का झंडा 


हाथ में लेकर बाहर निकलने में 
सफ्ल हुए थे। इस बार भी सरकार 
आठ भारतीय नागरिकों की जान 
बचाने में सफ्ल रही है । उम्मीद है 
कि भारत सरकार कतर की कानूनी 
प्रक्रिया के हिसाब से उनकी सजा को 
कम से कम करवा कर उनको देश 
लाने के सक्रिय प्रयास करेगी। 
लेकिन इसके साथ ही अनिवासी 
भारतीयों तथा प्रवासी भारतीय 
कामगारों को भी सुनिश्चित करना 
चाहिए कि वे संदिग्ध कामों में लिप्त 
होकर अपनी व भारत सरकार की 
मुश्किलें न बढ़ाएं। 

-विभूति बुपक्या, खाचरोद 


पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से 


#९४१०णा$5शात्रा ांववांफरांणा९श'(699ा।.९0ा 


'पर भी भेज सकते है। 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, जनवरी 2024 


राजधानी है। 


योगी ने प्रधानमंत्री के विजन को शत 
प्रतिशत धरातल पर उतारा: नड्डा 


स्वस्थ चिंतन से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा: सीएम 


७ महिला हॉफ मैराथन को 
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी 
नह्ठ ने किया संबोधित 


७राहुल-अखिलेश केवल 
परिवार को आबाद रखना 
चाहते हैं:जेपी नड्ा 


लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार 
को दुबग्गा में आयोजित महिला हॉफ 
मैराथन के उद्घाटन समारोह को 
संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन को 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शत 
प्रतिशत धरातल पर उतारने का काम 
कर रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में 
यूपी आज बीमारू प्रदेश की पहचान 
से बाहर निकलकर देश के अग्रणी 
राज्यों की कतार में शामिल हो गया 
है। उन्होंने कहा आज देश को आगे ले 
जाने वालों और पीछे खींचने वालों में 
एक बड़ी स्पर्धा चल रही है। 

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 
कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
भारत और उत्तर प्रदेश को आगे ले जा 
रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी और 
अखिलेश यादव केवल अपने परिवार 
को आबाद रखना चाहते हैं। उन्होंने 
कहा कि महिला सशक्तिकरण को 
लेकर आयोजित हॉफ मैराथन के इस 
कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए 
सौभाग्य की बात है। जेपी नड्डा ने कहा 
कि प्रधानमंत्री मोदी देश में केवल 
चार जातियों के बारे में बात करते हैं, 
जिनमें सबसे पहले महिला, दूसरी 
युवा, तीसरी किसान और चौथी जाती 
है गरीबों की। यदि हम इन चार 
जातियों को मजबूत करके उन्हें ताकत 
देते हैं तो विकसित भारत बनने से हमें 
कोई रोक नहीं सकता। 

जेपी नड्ढा ने महिलाए किसानए 
युवा और गरीबों के लिए संचालित 
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की 
चर्चा करते हुए कहा कि इन्हें जमीन पर 
अक्षरशरू उतारने का कार्य योगी 


७ सीएम योगी ने महिला 
हॉफमैराथन के कार्यक्रम 
को संबोधित किया 


७ प्रदेश में 60 हजार 
युवक व महिला मंगल दल 
को स्पोर्ट्स किट वितरित 


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ 
चिंतन से ही विकसित भारत का 
संकल्प पूरा होगा। इसके लिए 
स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क 
आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 
भारतीय मनीषा में कहा गया है कि 
शशरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्श्‌ यानी 
शरीर के स्वस्थ रहने पर ही जीवन 
के सारे कार्य संभव हो पाएंगे। इस 
दिशा में पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 
बहुत सारी खेल गतिविधियां 
आयोजित हुई हैं। फ्टि इंडियाए खेलो 
इंडियाए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 
और हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर 
की स्थापना बड़े उदाहरण हैंए जो नये 
भारत को प्रदर्शित कर रहे हैं। 
सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्ढडा की 
उपस्थिति में रविवार को दुबग्गा 


आदित्यनाथ की सरकार ने बखूबी 
किया है। यही कारण है कि आज 
करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर 
उठकर बीपीएल से एपीएल श्रेणी में 
शामिल हो चुके हैं। फिट इंडिया और 
खेलो इंडिया मूवमेंट की चर्चा करते हुए 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस 
बात के लिए भी तारीफ की कि प्रदेश 
के हर जिले में सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम 
से लेकर गांव गांव में खेल के मैदान 
और ओपेन जिम बनाए जा रहे हैं। 
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 
यूपी आज विकास की नई गाथा लिख 
रहा है। चाहे महिला सशक्तिकरण की 
बात हो, माफ्यमि राज और भ्रष्टाचार का 


चौराहे पर महिला हॉफ मैराथन में 
प्रतिभाग करने आयी खिलाड़ियों को 
संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 
उन्होंने कहा कि महिला हॉफ मैराथन 
हम सबको नई प्रेरणा प्रदान करने 
वाला है। हम शारीरिक रूप से 
जितना स्वस्थ होंगे मानसिक रूप से 
भी उतना ही मजबूत होंगे। उन्होंने 
कहा कि हॉफ मैराथन का इस 
कार्यक्रम के माध्मय से डबल इंजन 
की सरकार महिला शक्ति के 
स्वालंबनए सम्मान और सुरक्षा के 
भाव को जन.जन तक पहुंचाने का 
कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि इसी 
भाव के साथ उत्तर प्रदेश में मिशन 
शक्ति का अभियान को हमारी 
सरकार आगे बढ़ रही है। 

सीएम योगी ने महिला हॉफ 
मैराथन के बारे में जानकारी देते हुए 


अंत हो या इन्फ्रस्ट्रकूर डेवलपमेंट, इन 
सभी उपलब्धियों के लिए योगी 
आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। जेपी 
नड्ज ने विपक्ष को देश को पीछे खींचने 
वाली ताकत बताया और कहा कि आज 
देश को आगे ले जाने वालों और पीछे 
खींचने वालों के बीच स्पर्धा चल रही 
हैए जहां इंडी अलायंस मोदी को 
रोको.रोको की रट लगाए हैए वहीं 
हमारी स्पर्धा है कि मोदी जी के नेतृत्व 
में भारत को आगे ले जाएं। जिन लोगों 
ने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी आज वो भारत जोड़ो यात्रा 
निकाल रहे हैंए जिन्होंने अन्याय ही 
अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकाल 


बताया कि इस आयोजन में विजेता 
को तीन लाखए उप विजेता को दो 
लाख तीसरे नंबर पर आने वाले को 
एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया 
जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि 
सीएम योगी ने कहा कि देश में बढ़ी 
खेल कूद की गतिविधियों का 
परिणाम है कि एशियाई खेलों में 
भारत पहली बार 07 पदक प्राप्त 
करता है। पैरा एशियाई खेलों में 
भारत को ॥4 पदक प्राप्त हुआ है। 
ये नये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित 
करता है। कार्यक्रम में भाजपा के 
प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरीए 
केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोरए उप 
मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठकए खेलमंत्री 
गिरीश चन्द्र यादव और हॉफमैराथन 
में भाग लेने आयीमहिला खिलाड़ी 
एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। 


रहे हैं। जो परिवार से बाहर किसी की 
कल्पना नहीं करते थे वो अचानक देश 
की बात कर रहे हैं। जेपी नड्ढा ने कहा 
कि मोदी और योगी के नेतृत्व में 
आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में 
पूरी की पूरी सीट लेकर आएंगे। 
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 
भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश 
पाठक, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, 
राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, अशोक 
वाजपेयी, प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश 
खन्ना, गिरीश चंद्र यादव, संगठन मंत्री 
धर्मपालए विधायकगण सहित अन्य 
गणमान्य मौजूद रहे। 


राज्यपाल व मुख्यमंत्री 
ने प्रदेशवाथियों को 
नववर्ष की बधाई दी 


पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ 


प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन 
पटेल व मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने नववर्ष के अवसर 
पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक 
बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए 
उनके मंगलमय जीवन की कामना 
की है। नववर्ष पर जारी अपने 
बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा 
है कि नववर्ष.2024 सभी के लिये 
आशा, खुशी व सफलता से भरा 
हो व सकारात्मक सोच व ऊंचे 
लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। उन्होंने 
सुख, समृद्धि, शान्ति, उल्लास और 
सभी के बेहतर स्वास्थ्य की 
कामना की। राज्यपाल आनंदीबेन 
पटेल नववर्ष के अवसर पर 
राजभवन में कल पूर्वान्ह ] से 2 
बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों एवं 
गणमान्य नागरिकों से मुलाकात 
करेंगी। मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने ईसवी सन्‌ 2024 
के शुभारम्भ के अवसर पर 
प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई 
देते हुए उनकी सुख.समृद्धि की 
मंगल कामना की है। उन्होंने कहा 
कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को 
देश का अग्रणी राज्य बनाने के 
लिए गम्भीरता से कार्य कर रही 
है। शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री 
ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश 
को समृद्धि एवं विकास के रास्ते 
पर ले जाने के राज्य सरकार के 
प्रयासों को नये वर्ष में और गति 
मिलेगी | उन्होंने कहा कि प्रदेश की 
प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण 
परियोजनाएं एवं जनकल्याणकारी 
कार्यक्रम संचालित किये जा रहे 
हैंए जिनसे प्रदेश की जनता का 
जीवन स्तर निरन्तर बेहतर हो रहा 
है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य 
सरकार के विकास एवं 
जनकल्याणकारी कार्या के 
परिणामस्वरूप आज प्रदेश एक नई 
पहचान के साथ देश के विकास में 
अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन 
कर रहा है। डबल इंजन की 
सरकार के विकास कार्या का लाभ 
गांव, गरीब, किसान, नौजवान, 
महिला सहित समाज के हर वर्ग 
को प्राप्त हो रहा है। 


बीजेपी अध्यक्ष व सीएम योगी ने बच्चों को 
बांटी चॉकलेट, जरूरतमंदों को दिए कंबल 


७ मंदिर में दर्शन-पूजन 
कर कुष्ठ आश्रम में 
जाकर रोगियों से जाना 
कुशल क्षेम 


पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ 


साल के आखिरी दिन भारतीय जनता 
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्ढा और 
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी 
आदित्यनाथ ने रविवार को 
जनकल्याण कार्यों में प्रतिभाग किया। 
लखनऊ के बाराबिरवा इलाके में 
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व सीएम 
योगी ने कुष्ठ रोगियों के आश्रम में 
जाकर उनका कुशल.क्षेम पूछा। इसके 
साथ हीए मंदिर में शीश नवाया, फि 
कुष्ठ रोगियों व अन्य जरूरतमंदों को 
कंबल वितरित किया। इसके साथ ही 
स्थानीय बच्चों से संवाद कर 
पूछा.पढ़ने जाते हो। इसके बाद उन 
बच्चों को चॉकलेट व टॉफ्यां भी 
बांटीं | वहींए कुष्ठ रोगियों को सरकारी 
योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि 
नहीं इस बाबत भी सीएम योगी ने 
संवाद के दौरान जानकारी ली और 
तस्वीरें भी खिंचवाई। काष्ट रोगियों 
द्वारा इस अवसर पर भजन कीर्तन भी 
किया गया जिसमें प्रभु श्रीराम की 
महिमा का बखान किया गया। इस 
अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश 
पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी 
भूपेंद्र सिंह, प्रदेश सरकार के वित्त 
मंत्री सुरेश खन्ना, विधान परिषद 
सदस्य मोहसिन रजा, महेंद्र सिंह 
आदि उपस्थित रहे। 


ईमानदारी पूर्वक अपने 
कर्तव्यों के निर्वहन से ही 
भारत विकसित होगा: सीएम 


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने कहा कि ईमानदारी 
पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन से ही 
भारत विकसित होगा। सीएम योगी ने 
लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
पंच प्रण की शपथ दिलाई। उन्होंने 
कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए 
हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्तिए 
विकसित भारत, विरासत पर गर्व, 


७ सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्ढ के 
साथ विकसित भारत यात्रा में शामिल हुए 


एकता और एकजुटता और नागरिक 
कर्तव्य के भाव के साथ कार्य करना 
होगा। सीएम योगी रविवार को भाजपा 
अध्यक्ष जेपी नड्ठा के साथ विकसित 
भारत यात्रा में शामिल हुए। रिंग रोड, 
बुद्धेधर पर आयोजित इस यात्रा में 
उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की 
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 
प्रमाण पत्र वितरित किए। सीएम योगी 
ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में 
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम सभी 
को एक नया भारत दिखाई देता है, 
जिसमें हर नागरिकों को सभी 
सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री 
मोदी ने मात्र साढ़े नौ वर्षों में 4 करोड़ 
गरीबों को प्री आवास की सुविधा दी। 
इसके साथ ही प्री में शौचालयए 
उज्वला योजना के तहत गैस 
कनेक्शनए राशनए कोरोना कालखंड 


में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार और फ्री 
वैक्सीन की सुविधा दी गई। कार्यक्रम 
में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, वित्त 
मंत्री सुरेश खन्ना, केंद्रीय मंत्री कौशल 
किशोर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र 
चौधरी और भाजपा कार्यकर्ता समेत 
अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 
पूर्व शज्यपाल लालजी 
टंडन के पहुंचे घर 

यात्रा में शामिल होने से पहले 
सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 
जेपी नड्ढा के साथ पूर्व राज्यपाल 
स्वर्गीय लालजी टंडन के घर पहुंचे। 
इस दौरान दोनों नेताओं ने स्वर्गीय 
टंडन जी के पुत्र और उत्तर प्रदेश 
सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय आशुतोष 
टंडन को श्रद्धांजलि दी और परिवार 
का कुशल क्षेम जाना। 


सपा मुखिया ने 
नववर्ष की दी बधाई 


'लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव ने सभी देशवासियों को नववर्ष 
2024 की हार्दिक बधाई एवं 
शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने 
नये वर्ष में 
देशवासियों 
के लिए 
सुख.समृद्धि 
अर 
मंगलकामना 
करते हुए 
सभी से 
आपसी 
भाईचारा और सामाजिक एकता को 
मजबूत करने की अपील की है। देश 
में लोकतंत्र और संविधान की 
प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम सभी 
को एक रहना है। आशा है कि 
किसानोंए गरीबोंए महिलाओं और 
नौजवानोंए व्यापारियों को भी 
नववर्ष में खुशियां मिलेंगी तथा हक 
और सम्मान के साथ जीवन जीने 
का रास्ता प्रशस्त होगा। 


इंगेफैलाइटिय पे मैतों पर पैन की वंशी बजाते थे गाति-धर्म एर बांटने वाले: योगी 


लखनऊ गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने योगिराज बाबा 
गंभीरनाथ प्रेक्षागह में आयोजित 
समारोह में कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश 
में 207 के पूर्व इंसेफेलाइटिस से 
होने वाली मौतों और अब इसके 
नियंत्रण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री 
ने कुछ पार्टियों का नाम लिए बिना 
तल्ख टिप्पणी की। चालीस वर्षो में 
50 हजार बच्चे इंसेफेलाइटिस से 
संक्रमित हुएए ज्यादातर की मौत हो 
गई। जब दलितों, गरीबों, 
अल्पसंख्यकों के बच्चे दम तोड़ रहे 
थे तब जाति, मत, मजहब के नाम पर 
बांटने की राजनीति करने वाले चैन 
की वंशी बजाकर ऐशोआराम की 
जिंदगी जी रहे थे। स्वास्थ्य को लेकर 
जागरूकता की कमी इंसेफेलाइटिस 
की एक बड़ी वजह थी। 2047.8 से 
उन्होंने इसके नियंत्रण के लिए जो 
कार्यक्रम शुरू कराएए उनमें 
जागरूकता को सर्वाधिक महत्व दिया 
गया। परिणाम है कि आज 
इंसेफेलाइटिस पूरी तरह नियंत्रित है। 

मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को 


नववर्ष 2024 की बधाई देने के साथ 
आह्वान किया कि सभी लोग 
स्वच्छताए सुरक्षा और प्रधानमंत्री की 
मंशा के अनुरूप देश को विकसित 
बनाने में अपना योगदान देने का 
संकल्प लेकर नववर्ष मनाएं। 

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के 
दौरान सांसद रविकिशन के साथ 
ठिठोली भी की। रविवार देर शाम 
सांसद की तरफ से रामगढ़ताल पर 
आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को 
लेकर उन्होंने कहा कि वहां रविकिशन 
जी ने भोजन की भी व्यवस्था की है। 
सीएम के इस परिहास पर सांसद 
रविकिशन हाथ जोड़कर खड़े हो गए 
और बोल पड़ेए महराज जी भोजन 
की व्यवस्था नहीं है। कार्यक्रम स्थल 
पर मौजूद लोगों के साथ मुख्यमंत्री 
भी हंसने लगे और यह कहकर 
माहौल को और मुस्कुराहट से भर 
दियाए श्अच्छा सिर्फ भजन कराएंगेए 
भोजन नहीं कराएंगे ९ 

टीबी रोगियों को पोषण पोटली 
देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
ने उनसे आत्मीय संवाद भी किया 


और सबको अभिभावक की तरह 
समझाया कि दवा नियमित लेते रहें। 

हेल्‍थ एटीएम का फीता काटकर 
लोकार्पण करने के साथ ही सीएम योगी 
ने खुद की जांच भी कराई। लोकार्पण 
से पूर्व उन्होंने रेडक्रॉस सोसाइटी के 
स्‍्टालों का निरीक्षण भी किया। 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते 
हुए सांसद रविकिशन शुक्ल ने बताया 
कि आज लोकार्पित हुए हेल्‍थ एटीएम 
स्माइल फउंडेशन ने उपलब्ध कराए हैं। 
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ के कार्यों से प्रभावित 
होकर अनेक संस्थाएं सामाजिक 
सरोकारों के निर्वहन को आगे आ रही 
हैं। इस अवसर पर महापौर डॉ मंगलेश 
श्रीवास्तव, विधायक श्रीराम चौहान, 
राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल 
सिंह प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, 
एमएलसी डॉ धर्मेंद्र सिंहए इंडियन 
रेडक्रॉस सोसाइटी के स्टेट ब्रांच के 
वाइस चेयरमैन अखिलेन्द्र शाही, 
गोरखपुर ब्रांच के चेयरमैन शिवेंद्र 
विक्रम सिंह, सेक्रेटी अजय प्रताप 
सिंह, आदि मौजूद रहे। 


चार बड़े डेनर्स को सम्मानित 
किया सीएम योगी ने 


कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 
योगी आदित्यनाथ ने रेडक्रॉस सोसाइटी 
से जुड़े चार बड़े डोनर्स को सम्मानित 
किया। सम्मानित होने वालों में डॉ 
आलोक पांडेयए ईश्वरचंद जायसवालए 
अजय शाही व इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। 
इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के गोरखपुर 
ब्रांच के चेयरमैन शिवेंद्र विक्रम सिंह व 
सेक्रेटरी अजय प्रताप सिंह ने बताया 
कि रेडक्रॉस सोसाइटी की तरफसे गोद 
लिए गए 500 टीबी रोगियों को निशक्षय 
पोषण योजना के अंतर्गत पोषण 
पोटली दी जा रही है। इस पोटली में 
एक किलो मुूंगफ्लीए एक किलो भुना 
चनाए एक किलो गुड़ए एक किलो 
सत्तूप एक किलो तिलध्गजक और 
एक किलो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होगा। 
इसके साथ ही सर्द मौसम को देखते 
हुए रोगियों को च्यवनप्राश और 
कम्बल भी दिया जा रहा है। इसके 
अलावा 500 बालिकाओं को हाइजीन 
किट दिया जा रहा है। 


योगी सरकार में साकेत सदन के दिन बहुऐ 


के बाद इसे नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया 
थाए तब से इसे अपीम कोठी कहा जाने लगा। 
रामनगरी के पुनर्विकास में शामिल दिलकुशा 
महलध्ञफीम कोठी का नाम अब इतिहास का 
हिस्सा हो गया है। अब इसकी पहचान श्साकेत 
सदनश्‌ के रूप में होने लगी है। चौदहकोसी 
परिक्रमा मार्ग पर धारा रोड मुहल्ले में साकेत 
सदन स्थित है। इस स्थान को हेरिटेज लुक 
प्रदान करते हुए पर्यटन स्थल के रूप में 
विकसित किया जा रहा है। इसके पुनर्विकास 
की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन 
लिमिटेड को सौंपी गई है। साकेत सदन का 


७ पर्यटकों के लिए साकेत सदन 
बनेगा आकर्षा का केंद्र ७ अंग्रेजी 
हुकूमत काल में अफीम कोठी के 
नाम से जाना जाता था स्राकेत सदन 


लखनऊ /अयोध्या। योगी सरकार की पहल 
पर रामनगरी की भव्यता लौट रही है। मठ 
मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। रामायण 
कालीन कुंडों को भी सजाया जा रहा है। एक 
तरफ भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले 
रहा है तो दूसरी तरफ अयोध्या की संस्कृति 
और सभ्यता को संजोया जा रहा है। धार्मिकता 
के साथ.साथ भगवान राम की नगरी अयोध्या 
पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व के मानचित्र पर 
स्थापित हो रही है। शायद यही वजह है कि 
भूतकाल में अफीम कोठी कहे जाने वाले भवन 
को योगी सरकार साकेत सदन के रूप में 
विकसित करके पर्यटकों के लिए आकर्षण का 
केंद्र बना रही है। अयोध्या को राम नगरी का 
पौराणिक स्वरूप प्रदान करने में लगी योगी 
सरकार ने कुछ माह पूर्व ही अफीम कोठी को 
साकेत सदन के रूप में विकसित करने का 
प्रयास शुरू किया है। नवाब शुजाउद्दौला ने 
इसका निर्माण कराया था, जिसे कभी दिलकुशा 
महल कहा जाता था। अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण 


अवधि मार्च 2024 है। 


पुनरुद्धार प्राचीनता को सहेजते हुए किया जा | कांग्रेस 
रहा है। में 
परियोजना की लागत ॥682.87 लाख | -+ 


क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने 


4 23] ॥| 


७ 4 जनवरी को लखनऊ में 
होगा आगमन 


लखनऊ । “यूपी जोड़ो यात्रा' के 4 जनवरी को 
लखनऊ में आगमन को लेकर उत्तर प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में रविवार को बैठक 
आयोजन किया गया। वरिष्ठ नेताओं सहित 
सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसजनों ने यात्रा की 
भव्य तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई। प्रदेश 
ग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूर्व मंत्री के नेतृत्व 
चल रही “यूपी जोड़ो यात्रा' 04 जनवरी को 
सीतापुर से चलकर बख्शी का तालाब 
पहुंचेगी जहां मिलन गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम 
करेगी। दिनांक 05 जनवरी को अपने निर्धारित 
बताया कि साकेत सदन बिल्डिंग की मरम्मत की | मार्ग पर यात्रा चलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए 
जा रही है, जिसमें सिर्फ चूने और सुर्खी का 
प्रयोग किया जा रहा है। जिस रूप में पहले 
बिल्डिंग थीए पुन: उसी रूप में लाने का प्रयास 
किया जा रहा। फ्साद लाइट की व्यवस्था व पार्क 
का भी कायाकल्प किया जा रहा है। इस 
परियोजना की लागत ॥682०87 लाख है। 
लगभग 60 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। 6 जून 
2023 से शुरू हुए इस कार्य को पूर्ण करने की 


राजधानी लखनऊ में पदयात्रा के उपरान्त आरके 
पैलेस रकाबगंज में रात्रि विश्राम करेगी। 06 
जनवरी को पदयात्रा अपने पूर्व निर्धारित रूट के 
अनुसार चलते हुए अपरान्ह 2 बजे शहीद 
स्मारक पहुंचेगी जहां ऐतिहासिक समारोह के 
उपरान्त “यूपी जोड़ो यात्रा' से नव वर्ष का 
राजनैतिक संकल्प लिया जायेगा। “यूपी जोड़ो 
यात्रा' के लखनऊ प्रभारी पूर्व विधायक इन्दल 
कुमार रावत, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं 


यूपी जोड़ो यात्राः के स्वागत की तैयाश्यों को 
लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक आयोजित 


कक 2० 


6 तक आता परदंस कक कन्मोली 


प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, पूर्वमंत्री नकुल दुब, 
पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ल, पूर्व मंत्री 
राज बहादुर, जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, डॉ. 
अनीश अंसारी, नईम सिद्दीकी, रमेश मिश्रा, 
मुकेश सिंह चौहान, वीरेन्र मदान, द्विजेन्द्र 
त्रिपाठी, सुभाष मिश्रा, कृष्णकान्त पाण्डेय, डॉ. 
विनोद चन्धरा, अमन यादव, जीके दूबे, विजय 
बहादुर, मुन्ना लाल भारती, नईम सिद्दीकी, डा. 
जियाराम वर्मा, सुशीला सोनकर, प्रभाकर मिश्रा, 
नितान्त सिंह, राजेश 
सिद्दीकी, दीपक पांडेय, शिवम त्रिपाठी, शब्बीर 
हाशमी, केडी शुक्ला, 
मनीश श्रीवास्तव, गजाला सिद्दीकी, सिद्धिश्री 
जीनत परवीन, कृपाशंकर मिश्र, महावीर सिंह 
विष्ट, संजय दीक्षित, सीमा चौधरी, बृजेश कुमार 
सिंह, 
अवस्थी, महताब जायसी, अनामिका यादव, 
नरेन्द्र गौतम, 
संख्या में कांग्रेसजन शामिल रहे। 


मिश्रा राजन, तारिक 


जितेद्ध कमार वर्मा, 


अयाज खान अच्छू, गिरिजाशंकर 


अंकित तिवारी सहित सैकड़ों की 


तप मुख्यालय में मनाई शजनाशयण की पुएयतिथि 


लखनऊ। लोकबंधु राजनारायण की 
पुण्यतिथि रविवार को समाजवादी पार्टी 
के राज्य मुख्यालय में सादगी से मनाई 
गई। सपा ने सभी जनपदों में लोकबंधु 
राजनारायण जी को पुष्पांजलि अर्पित 
कर नमन किया। समाजवादी पार्टी के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि 
लोकबंधु राजनारायण क्रांतिकारी नेता, 
लोकतंत्र के सच्चे प्रहरीए स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी थे। आजादी के आंदोलन 
में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 


आजाद भारत में अन्याय की खिलाफ्त 
में अग्रणी रहे। संसद और विधायिका में 
शोषितों, वंचितों की आवाज सशक्त ढंग 
से उठाई। अखिलेश ने कहा कि 
राजनारायण अन्याय के खिलाफहमेशा 
मुखर रहे। छात्र जीवन से ही 
समाजवादी विचाराधारा से जुड़ गए थे 
और आजीवन वे समाजवादी मूल्यों 
के लिए समर्पित रहे। डॉ. राम मनोहर 
लोहिया उनके प्रेरणा पुरूष थे। 
सपा के प्रदेश मुख्यालय में 


राजनारायण के चित्र पर राजेन्द्र 
चौधरी राष्ट्रीय सचिव, नरेश उत्तम 
पटेल प्रदेश अध्यक्ष, अम्बिका चौधरी 
पूर्व मंत्री, नारद राय पूर्व मंत्री, 
अरविन्द कुमार सिंह पूर्व सांसद, 
व्यासजी गोंड, श्याम राय, तेजप्रकाश, 
मधुर श्याम, रजनीश राय, संतोष वाई, 
मुकेश जायसवाल, राधेश्याम सिंहए 
भारत सिंह एवं कर्मवीर सिंह गुमी 
आदि नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर 
उन्हें नमन किया। 


2023 में कैंसर संस्थान में 63 फीसद से 
ऊपर की संख्या में देखे गये मरीज 


पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ 


गुजर चुके साल में राजधानी स्थित 
कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर 
संस्थान में 63 फीसद से उपर की 
संख्या में मरीज देखे गये। संस्थान 
की ओपीडी में 60000 से अधिक 
मरीज पहुँचे। जो वर्ष 2023 के 
मुकाबले 63.3 फीसद की वृद्धि दर्ज 
हुई है। वहीं आईपीडी का आंकड़ा 
2022 में 062 रोगियों की तुलना में 
3544 रोगियों को पार कर गया है, 
जो 233.7 फीसद की वृद्धि है। 
आंको की इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत 
2022 से 2023 तक 257.3 फीसद 
है, जिसमें कुल 5000 मरीज 
ऑन्को-इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं। 
कैंसर संस्थान में प्रमुख सर्जरी की 
संख्या 2024 से 2023 तक लगातार 
बढ़ रही है। 2023 में 44.4 फीसद 
की वृद्धि हुई है। ओन्‍्को-इमरजेंसी, 
पोस्ट.ऑफ और डे केयर के साथ 
आईपीडी ब्लॉक की विभिन्न मंजिलों 
के सक्रिय होने पर बाद में 2022 में 
4 से बढ़ाकर 2023 में 200 कर 
दिया गया है जुलाई 2023 में सोलह 
बिस्तरों वाला पोस्ट.ऑपरेटिव 
आईसीयू शुरू किया गया। 


लाभार्थीपरक योजनाएँ लागू 


संस्थान में वर्ष 2023 में 
लाभार्थीपक योजनाएं जैसे 
आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री 
राहत कोष, बिहार सरकार कोष, 
डाकघर और पं दीनदयाल 
उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस 
चिकित्सा योजना लागू की गई है। 
संस्थान में संचालित विभिन्न 


कल्याणकारी योजनाओं में कुल 
20,53,43,375 रुपये को राशि 
आवंटित की गई। प्रमुख हिस्सा 
मुख्यमंत्री राहत कोष और आयुष्मान 
भारत योजना में आवंटित किया 
गया। 


यूपीएसआरटीसी की बस सेवा 


केएसएसएससीआई के लिए 
बस सेवा की सुविधा ॥6 सितंबर 
2023 से प्रारंभ हुई, जिससे शहर के 
प्रमुख बिंदुओं जैसे पीजीआई, 
आशियाना, अहिमामऊ, चारबाग, 
हजरतगंज आदि से यहां आसानी से 
पहुंचा जा सके। 


हॉस्पिटल खिॉल्विंग फंड और 
इन्वेष्टिगेशन खिल्विंग फंड 


संस्थान में एचआरएफ की 
स्थापना सितंबर 2022 में हुई थी, 
जबकि आईआरएफ की स्थापना 
अप्रैल 2023 में हुई थी। 
एचआरएफ ने वर्ष 2023 में 3500 
से अधिक रोगियों को बाजार की 
तुलना में बहुत कम दरों पर दवाएं, 
चिकित्सा और सर्जिकल वस्तुएं 
प्रदान की हैं। 


कई संध्थानों संग हुए एमओयू 


संसाधनों के तालमेल के 
उपयोग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के 
लिए जनशक्ति विकसित करने, 
नैदानिक परीक्षणों का नेतृत्व करने 
के लिए 2023 में कल्याण सिंह 
सुपर स्पेशिएलटी कैंसर संस्थान 
और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 
संगठनों जैसे डॉ राम मनोहर 
लोहिया आईएमएस, 


जेएचपीआईजीओ, रोश आदि के 
बीच 7 एमओयू पर हस्ताक्षर किए 
गए। 


ब्लड बैंक 


6 मई 2023 को संस्थान में 
इन-हाउस ब्लड बैंक की स्थापना 
की गई और इसे पूरी तरह से चालू 
कर दिया गया है। चालू होने के बाद 
विभाग ने 8 स्वैच्छिक दान शिविर 
आयोजित किए हैं और लगभग 800 
दाताओं ने संस्थान के ब्लड बैंक में 
रक्तदान किया है। 


शिक्षकों को मिली प्रोन्नति 


2023 में 4 एसोसिएट प्रोफेसरों 
को एडीशनल प्रो. के पद पर और 2 
एसिस्टेंट प्रोफेसरों को एसो. प्रोफेसर 
के पद पर पदोन्नत किया गया। 


वर्ष 2024 के लिए लक्ष्य 


शल्य चिकित्सा सेवाएं संस्थान 
का लक्ष्य 2024 में कम से कम 8 
ओटी को सक्रिय करना है और 
अतिरिक्त मंजिलों को सौंपने और 
कार्यात्मक बनाने के साथ और ओटी 
को भी सक्रिय किया जा सकता है। 


बेइस की संख्या 


संस्थान का लक्ष्य आंतरिक 
रोगी विभाग की सुविधा के लिए 
जी9 भवन में 350, बिस्तरों को 
सक्रिय करना है। रेडिएशन 
ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में बिस्तर क्षमता 
32 से बढ़ाकर 60 बिस्तर करना है। 
संस्थान में एक समर्पित पीआईसीयू 
सुविधा और समर्पित न्यूरो आईसीयू 
सुविधा शुरू करना है। 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, । जनवरी 2024 


प्रादेशको & 


लाखों की चोरी से सहमा राठ 


रिटायर्ड रेलवे कर्मी सहित 
दो घरों हुई वारदात 


राठ। जरिया थाने के तुरना गांव में 
चोरों ने दो घरों को निशाना बनाते हुए 
हजारों नकदी व सोने चांदी के 
जेवरात चोरी करके ले गए। पुलिस ने 
रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी 
है।तुरना गांव निवासी विश्वनाथ 
प्रजापति ने पुलिस को बताया कि 
वह रेलवे में ट्रोली मैन के पद पर थे। 
सेवानिवृत्त होने पर वह अपनी पत्नी व 
बच्चों के साथ झांसी में रहने लगे थे। 
शनिवार को जानकारी हुई कि उसके 
घर में चोरी हो गई। जब वह गांव 
आया और देखा चोर अलमारी का 
ताला तोड़कर सोने के दो हार, सोने 
की अंगूठी, सोने की जंजीर, कंगन, 
पायल, बिछिया और तीस हजार रुपए 
नकद चोरी करके ले गए वहीं गांव 
के भरतू ने बताया कि उसने अपनी 
पुत्री के लिए जेवर बनवाया था। 
शनिवार की रात चोर उसके घर में 
घुस आए और सोने चांदी के जेवरात 
व 50 हजार रुपए की नकदी चोरी 
करके ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस 
ने जांच पड़ताल की। जरिया 


राठ के तुरना गांव में बिखर पड़ा सामान 
थानाध्यक्ष ने बताया कि मौके पर 
दरोगा को भेजा गया है। जांच की जा 
रही है। 


युवती ने युवक पर 
लगाया छेढ़खानी का 
आरोप,रिपोर्ट दर्ज 

राद हमीरपुर )। युवती ने अपने घर 
में नहाते समय एक युवक पर 


छेड़खानी का आरोप लगाया है।विरोध 
करने पर गाली-गलौज किया है। 


पीड़िता ने जरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज 
कराई है। जरिया थाने के एक गांव 
निवासी युवती ने पुलिस को बताया 
कि उसके पड़ोस का एक युवक 
उसके नहाने के दौरान ताकझांक करता 
है। जब उसने और उसके माता-पिता 
ने उक्त युवक को ताकझांक करने से 
मना किया तो वह गाली गलौच करने 
लगा। जरिया थानाध्यक्ष ने बताया कि 
युवती की तहरीर पर युवक के विरुद्ध 
रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले की 
जांच कराई जा रही है। 


विकसित भारत 
संकला यात्रा का चल 


रहा कारवां 


फ्तेहपुर। जिलाधिकारी सी. 
इंदुमती ने बताया कि एक जनवरी 
24 को सुबह दस बजे से विकास 
खण्ड भिटौरा के ग्राम पंचायत 
परमीकुतुबपुर, बेती सादात, ब्लॉक 
असोथर के ग्राम पंचायत अढ़ावल, 
ललौली, ब्लॉक ऐशगाया के ग्राम 
पंचायत कोरका, अमांव, ब्लॉक 
विजयीपुर के ग्राम पंचायत-रारी, 
अहमदगंज तिहार, ब्लॉक 
अमौली के ग्राम गोविन्दपुर 
बिलारी, मेढ़ापाटी, ब्लॉक देवमई 
के ग्राम पंचायत-सरांय 
बकेवर,घोरहा, ब्लॉक खजुहा के 
ग्राम पंचायत रावतपुर, सरांय में 
कैम्प व प्रचार वाहन के माध्यम 
से केंद्र ब प्रदेश सरकार की 
योजनाओ से जागरूक करने के 
साथ ही पात्रों को योजनाओं से 
संतृपत्त भी किया जायेगा। नोडल 
अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। 
जिनकी देखरेख में कार्यक्रम 
संपन्न होंगे। उन्होंने नागरिकों से 
अपील किया है कि ज्यादा से 
ज्यादा कैम्प पहुंचकर योजनाओं 
का लाभ ले। 


सपा कार्यालय पर लोकबंधु राज 
नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई 


फर्कखाबाद / आज आवास विकास स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 
लोकबंधु राज नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर समाजवादियों 
ने लोकबंधु राज नारायण को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 
इस अवसर पर बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अशोक 
अंबेडकर ने कहा कि जिस प्रकार लोकबंधु राज नारायण एक मात्र ऐसे राजनेता 
थे जिन्होंने बीते समय की कांग्रेस सरकार का सामना करते हुए इंदिरा गांधी को 
हराया था जब पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी उसके बावजूद वह कांग्रेस 
के सामने डटकर खड़े रहे। आज वर्तमान समय में भाजपा सरकार की तानाशाही 
के आगे समाजवादी पार्टी भी लोकबधु के विचारों को आगे बढ़ाते हुए. डटकर 
मुकाबला कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 
प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कड़ी चुनौती देगी इस अवसर पर पुष्प पुष्पांजलि 
अर्पित करने वालों में राजपाल यादव, समीर मिर्जा, कामेश कटियार, अनिल 
यादव, अभिषेक गिहार, बंटी यादव विशाल यादव आदि मौजूद रहे। जिला 
प्रवक्ता विवेक यादव ने बताया कि लोक बंधु राज नारायण की पुण्यतिथि 
समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों में मनाई गई है। 


विधायक ने जरूरतमंदों को 
बांटे कंबल 

फ्तेहपुर। अयाह-शाह विधायक विकास 
गुप्ता उर्फबब्लू ने श्री सीताशम मंदिए परिसर 
गोपालनगर में वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं 
असहाय लोगों को भीषण सर्दी से बचाव हेतु 
कंबल वितरित किया। इस अक्सर एर पार्द 
एवं अन्य क्षेत्रीय महानुभव उपस्थित हहे। 
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर वहां उपस्थित 
लोगों ने विधायक को माल्यार्पण कर 
स्वागत किया। अपने उद्बोधन में विधायक ने 
सरकार की योजनाओं को विस्तार से सभी 
लोगों को अवगत कशया। कार्यक्रम का 
संघालन देवीगंज सभासद दिनेश तिवारी 
खलीफ ने किया। कार्यक्रम में एसडीएम 
सदर प्रभाकर त्रिपाठी, सीओ सिटी वीए सिंह, 
लेखपाल शहुल श्रीवास्तव, धर्मवीए, आशुतोष 
छिंह के अलावा संतोष गुप्ता, एमेश चंद्र 
अग्रहरि, शम बाबू अग्रहरि, दिनेश गुप्ता, 
मनीष्न गुप्ता, रोहित मोदनवाल, मोहित गुप्ता 
एवं प्राल्न सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 


बिना अनुमति के खोद 


डाली इण्टरलॉकिंग फि 


फोहएुर। तहसील बिंदकी की ग्राम पंचायत 
औंग की नवनिर्मित बाजार की पर्श और 
शस्ता बिना अनुमति के खोद डाला गया। 
बीएसएनएल ने यह काम शत के अंधेरे में 
किया। जिसे बाजाए का रस्ता व पक्की प्श 
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अंडरग्राउंड 
केबिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। 75 साल की 
पुर्गनी बाजार की स्थाई जगह न होने के 
कारण ग्राम प्रधान ममता शुक्ला ने बाजार 
के लिए राजस्व अधिकारी से स्थाई भूमि की 
व्यवस्था कशई। इसमें इंटरलॉकिंग तथा 
स्ट्रीट लाइट लगवाकर अभी हल में ही 
सुश्तज्जित करवाया था। जिसे शत में चौपट 
कर दिया गया। सुबह जब ग्राम प्रधान ने 
कार्यवाही की बात की तो आनन फनन 
पुराई करके टावर के लोग चंप्रत हो गए। 


चबूतरे से गिरकर अधेड़ की 
मौत 


फ्ोहपुर। कल्यानएर थाना क्षेत्र के ग्राम 
लक्षमणाुर गांव निवासी स्व. शिवपर्सन का 
पुत्र शम बाबू के यहां आज दिन में लगभग 
दस्त बजे पड़वा मर जाने पर चबूतरे के बगल 
में ही उसे दफ्नाने के लिए गड्ढा खोद रहा था 
तभी अचानक वह चबूतरे से गिरकर घायल 
हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के 
लिए गोपालगंज सीएचसी लाए। जहां 
पिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया। 
ट्रेन के शौचालय में वृद्ध की संदिग्ध मौत 
फोहएुर। जनसंपर्क ऋ्रांति एक्सप्रेत्त ट्रेन में 
रविवार की भोर दिल्ली जा रहे 63 वर्षीय वृद्ध 
की बोगी के शौचालय में संदिग्ध 
परिध्थितियों में मौत हो गई जिसे फोहपुर 
जीआपपी ने कब्ने में लेकर पोस्टमार्टम के 
लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार बांका 
बिहार के थाना अमरणुर गांव कटोरिया 
निवासी स्व. सिंधेश्वर मांझी का पुत्र प्रहलाद 
मांझी अपने पुत्र प्रभाष कुमार मांझी के साथ 
पाटलीएुत्र पटना से जनसंपर्क क्रांति 
एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। तभी रविवार की 
भोर ट्रेन की बोगी के शौचालय में शैचफ्रिया 
के दैौशन मौके पर गिरने से अचेत हो गये। 
कुषठ देश बाद उनकी मौत हो गई। सूचना पर 
फोहपुर जीआएपी ने शव को बरामद करते 
हुए विच्छेदन गृह भेजा है। 


स्कूटर गिरने से अधेड़ की मौत 


फोहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम 
बकंधा मोड़ एनएच-2 में शनिवार की शाम 
अनियंत्रित होकर स्कूटर गिए जाने से 54 
वर्षीय अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। 
निस्ले उपचार के लिए अस्पताल ला रहे थे। 
तभी शस्ते में उसकी मौत हो गई। जानकारी 
के अनुस्तार कानपुर नगर के थाना 
महारशजपुर सरसौल गांव मदारीखेड़ा 
निवासी स्व. बोटिया का पुत्र गुलाब अपने पुत्र 
जुम्मन के साथ स्कूटर में फेरी कर हींग 
बेंचता था। शनिवार की शाम वापत लौटते 
समय जैसे ही यह लोग बक॒ंधा मोड़ के 
समीप पहुंचे तभी अनियंत्रित होकर स्कूटर 
गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। 


सपराईयों ने मनाई राजनाशयण 
की ३ वीं एए्यतिथि सतत प्रयास करने 


फतेहपुर। लोकबंधु राजनारायण की 9 वीं 
पुण्यतिथि सपाईयों ने मनाई। उनके चित्र पर 


वाले नेता थे 
शजनाशयए: सुरेंद्र 


पुष्प अर्पित कर जहां श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं 


उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गोष्टी में प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि 
राजनारायण समरस समाज की स्थापना को लेकर सतत प्रयास करने वाले नेता 
थे। नई पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए। शहर के शादीपुर स्थित समाजवादी पार्टी 
कार्यालय में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष 
सुरेंद्र संह यादव व संचालन जिला महासचिव चौधरी मंजर यार ने किया। गोष्ठी को 
संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकबंधु राजनारायण जी गरीबों के लिए पूरे 
जीवन तन-मन-धन से समर्पित रहे। हमेशा गरीबों की चिन्ता करने वाले और समरस 
समाज की स्थापना को लेकर सतत प्रयास करने वाले नेता थे। आज के संदर्भ में 
राजनारायण को सामने रखने की जरूरत है। नई पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए। हमारी 
भारतीय संस्कृति वैराग्य को अपना आदर्श मानती है। इस मौके पर पूर्व सांसद डा. अशोक 
पटेल, नगर पालिका चेयरमैन राजकुमार मौर्य एडवोकेट, दलजीत निषाद, वीरेंद्र यादव, 
नफीस उद्दीन, मनोज यादव, सुघर लाल यादव, वसक अहमद, अनिल यादव, रौनक राज, 
सिराज अहमद, धीरेंद्र यादव, अय्यूब खां, एहतेशाम खान, सूरिज पाल रावत, रशीद 
अहमद, अभिलाष यादव, रज्जन मौर्य, अशोक यादव, मनीष सिंह यादव, कामता 
प्रसाद आदि उपस्थित रहे। 


द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का समापन 


विजेताओं व उत्कष्ट कार्य 
करने वालों को किया 
सम्मानित 


फ्तेहपुर। शहर के नेशनल हाईवे-2 
बाईपास स्थित सहायक संभागीय 
परिवहन कार्यालय में रविवार को 
द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का 
समारोहपूर्वक समापन हुआ | उपस्थित 
लोगों को जहां यातायात नियमों के 
पालन करने की नसीहत दी गई वहीं 
प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं 
के साथ-साथ पखवाड़ा में उत्कृष्ट 
कार्य करने वालों को सम्मानित किया 
गया। द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 
में आयोजित रंगोली, चित्रकला, 
निबंध, लेखन, क्विज, भाषण 
प्रतियोगिता में विजेताओं को परिवहन 
विभाग ने प्रमाण पत्र प्रदान किया और 
सड़क सुरक्षा एवं यातायात 


जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गुट 
सेमेरिटन/ट्राफ्क्रि पुलिस, रोड सेफ्टी 
चैम्पियन, चालक, परिचालक, मास्टर 
ट्रेन, समाजसेवी, परिवहन कार्मिक 
के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 
व्यक्तियों को सम्मानित किया। 
पब्लिसिटी वैन ने एआरटीओ 
कार्यालय, बड़ौरी टोल प्लाजा पर 
प्रचार-प्रसार किया। प्रवर्तन 
अधिकारियों ने लगभग दो सौ हेलमेट 
वितरण का कार्य प्रमुख चौराहों पर 
किया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी 
यातायात अरूण कुमार राय, सहायक 
संभागीय परिवहन अधिकारी 


प्रशासन/प्रवर्तन प्रथम पुष्पांजलि मिश्रा 
गौतम, सहायक संभागीय परिवहन 
अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय लक्ष्मीकांत, 
यात्रीकर/मालकर अधिकारी सुरेंद्र 
सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी अशोक 
कुमार, अधिशाषी अभियंता 
पीडब्ल्यूडी एके सील, सहायक 
क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन अग्रवाल, 
यातायात निरीक्षक सदर अजय कुमार 
सिंह, समाजसेवी अशोक तपस्वी, 
सुशील उमराव के अलावा परिवहन 
विभाग, पुलिस यातायात विभाग के 
सभी कर्मचारियों के साथ-साथ टीचर 
व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। 


नस कलश यात्रा की जनपद में हुई पूजा 


गुरसहायगंज, छिबरामऊ, सौरिख 


में हुआ मिष्ठान वितरण 


गुरसहायगंज (कन्नौज)। राम 
जन्मभूमि अयोध्या से पूजित समर्पित 
अक्षत कलश की जन जागरण कलश 
यात्रा कन्नौज मुख्यालय से प्रारंभ होकर 
नगर के चातक कोल्ड स्टोरेज से श्रीराम 
मंदिर के समीप पहुची जहां चेयरमैन 
प्रतिनिधि सहित भाजपा नेताओं नें 
कलश का विधि विधान से पूजन कर 
रवाना किया। रविवार को राम जन्मभूमि 
अयोध्या से पूजित समर्पित अक्षत कलश 
की जन जागरण कलश यात्रा के नगर 
पहुंचते ही चेयरमैन प्रतिनिधि मयंक 
गुप्ता, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री देवेन्द्र देव, 


उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के 
प्रदेश मंत्री सागर अग्रवाल, पूर्व छात्रसंघ 
अध्यक्ष राजीव ठाकुर, विनय वर्मा, 
नीरज मिश्रा, विहिप नगर अध्यक्ष सुगम 
दुवे, क्रय विक्रय समिति अध्यक्ष संतोष 
चतुर्वेदी, सभासद भैयालाल दुवे, विपिन 


चौरसिया, निर्मल श्रीवास्तव, वीरेन्द्र 


गुप्ता, दीपक गुप्ता, मानव गुप्ता, अजीत 
सिंह वर्मा व्यापारी नेता धर्मेन्द्र कौशल 
सहित तमाम नागरिकों नें कलश का 
पूजन कर फ्ल मालायें पहनाकर 
मिष्ठान वितरित किया। 


टीचर्स प्रीमियर लीग की विजेता बनी मां 
संकठा टीचर्स इलेवन 


फ तेहपुर। शहर के जीआईसी मैदान में प्रोफेशनल टीचर्स प्रीमियर लीग 
सीजन-4 का फइनल मैच आयोजित हुआ जिसमें स्टार इलेवन और मां संकठा 
टीचर्स इलेवन के बीच खेला गया। जिसमे स्टार इलेवन ने टॉस जीतकर बैटिंग 
करने का फैसला किया। स्टार इलेवन ने बैटिंग करते हुए 38 रन बनाये। 
जिसमे सर्वाधिक आकाश शुक्ल ने 29 गेंदों में 60 रनों का सहयोग दिया। मां 
संकठा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम गेंद में लक्ष्य हासिल करते हुए जीत 
हासिल की। इस मैच में 56 रनों के योगदान से मैन ऑफ द मैच अखिलेश 
रावत रहे। फइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज रणंजय कुमार 
वर्मा, अति विशिष्ट अथिति के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजबाबू यादव 
एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला बार एसोसिएसन के जिलाध्यक्ष राकेश 
वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पंकज यादव मौजूद रहे। मुख्य आयोजक 
पंकज पासवान एवं हिमांशु कैथल ने बताया कि मैन ऑफ द सीरीज अमित 
श्रीवास्तव रहे । दर्शकों के रूप में अनुराग मिश्रा, अभिषेक वर्मा, अखण्ड प्रताप, 
उदित गुप्ता, महेंद्र वर्मा, सचिन कुमार, शरद सिंह, शुभम शर्मा, देवेंद्र द्विवेदी, 


सुनील कुमार, राहुल द्विवेदी, अमित सिंह भी मौजूद रहे। 


उद्यान विभाग ने किसानों को बांटे बीज 


'फतेहपुर। कम्पनी गार्डन में रविवार को 
जिला उद्यान अधिकारी डॉ रमेश पाठक 
व प्रभारी अलंकृत उद्यान डॉ सुनील 
कुमार द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग द्वारा औधोगिक विकास 
योजनांतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

व अनुसूचित जाति जनजाति एससीसीपी राज्य सेक्टर के तत्वाधान में बीज 
वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें इंडो अमेरिकन, एडवांटा 
एवं एडवांस बायोकेयर जैसी नामी गिरामी कम्पनियों द्वारा स्टाल लगाकर 
कृषकों को टमाटर, लौकी, तरोई, करेला आदि का बीज वितरित किया गया। 
इस दौरान लगभग एक सैकड़ा से अधिक किसानो को सरकार की इस 
योजनाओं का लाभ दिलाया गया। जिला उद्यान अधिकारी डॉ रमेश पाठक व 
प्रभारी अलंकृत उद्यान डॉ सुनील कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
द्वारा किसानों की आय को दुगनी किये जाने के संकल्प को देखते हुए केंद्र व 
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को लेकर अनेकों योजनाओं का संचालन 
किया जा रहा हैं। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को निःशुल्क बीज का वितरण 
कर उन्हें सब्जियों आदि की उपज के लिए प्रेरित किया गया है। 


- | मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर के 


कोडिंग के अंतर्गत बच्चों को सिखाया जाएगा स्क़ैच 


फ्तेहपुर। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प 
और ऑनलाइन शिक्षा को लगातार 
बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चे भी 


जरिये पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं। 
ऐसे में विभाग ने उच्च प्राथमिक, 
कंपोजिट.. विद्यालय और 
केजीबीवी के बच्चों को कोडिंग सिखाने 
की योजना बनाई है। प्रदेश में बेसिक 
विद्यालयों के कक्षा छ: से आठ के बच्चे 
अगले सत्र 23-24 से कोडिंग, 
कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफ्शियल 
इंटेलिजेंस से जुड़ी पढ़ाई करेंगे। कंप्यूटर 
लिट्रेसी के अंतर्गत बच्चों को 
माइक्रोसॉफ्ट ऑफ्सि, एक्सेल और पेंट में 
कार्य करना सिखाया जाएगा। कोडिंग के 


अंतर्गत बच्चों को स्क्रैच और पाइथन 
सिखाया जाएगा। स्क्रैच की सहायता से 
बच्चे मनपसंद एनिमेटेड वीडियो और 
कहानियां बना सकते है। साथ में बच्चों 
को साइबर सुरक्षा के साथ साथ 
आर्टिफ्शियल इंटेलिजेंस के बारे में भी 
जानकारी दी जाएगी। उप शिक्षा निदेशक 
नजरुद्दीन अंसारी ने बताया की इसको 
प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक जनपद से 


गज. शेखर के मेले में महफिलें शमा का हुआ आयोजन 


शैलेन्द्र साहित्य सरोवर की 33वीं साप्ताहिक काव्य 


'फ्हखाबाद। हजरत शेख मकदूम 
रहमतुल्ला एलेह के 699वे उर्से मकदूम 
के मौके पर आज ॥7जमादियल 


गोष्ठी संपन्न 


आखिर 3॥ दिसम्बर को हजरत शेख 
मकदूम की चिल्लाह गाह भोजपुर में 
महफ्लिं शमा का आयोजन 
हुआ रस्मोरिवाज के मुताबिक जलसे 
की शुरुआत तिलावते कुरान पाक से 
हाफिज शाहिद ने की और नातो 
मनकवत के दौर में हाफित्र कारी 
राहत ,इमरान शेदा,हाफित्र जीशान ने 
बेहतरीन कलाम पेश किए मौलाना 
मुबीन नूरी ने हजरत शेख मखदूम के 
आध्यात्मिक जीवन यानि रूहानी 
जिंदगी पर प्रकाश डाला। 
बताते चले आज के दिन 7 
जमादीउल आखिर 746 हिजरी को 
699 साल पहले हजरत शेख का 
विशाल यानि देहावसान भोजपुर 


चिल्लाह गाह पर हो गया था और 
अगले दिन 8 जमादुअल आखिर को 
आपको शेखवपुर में सुपुर्दे खाक किया 
गया और इसी रस्म के तहत भोजपुर 
चिल्लाह गाह पर महफ्लिं शमा का 
आयोजन किया गया रस्मोरिवाज के 
मुताबिक सज्जादानशीन अजीजुलहक 


फ्ेहपुर। मुराइन ठोला स्थित हनुमान मंदिर में शैलेन्द्र साहित्य सरोवर के बैनर तले सरल 
काव्य गोष्ठी का आयोजन के.परी. घिंह कछवाह की अध्यक्षता एवं शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी के 
संघालन में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मंदिर के महंत स्वामी रामदास उपस्थित रहे। काव्य 
गोष्ठी का शुभारंभ हुए कछवाह ने वाणी वंदना मे अपने भाव प्रयून प्रस्तुत करते हुए कह्-देवि 
महेश्वरि सरस्वती, करते हम जयकार। कविता में रस, छंद भर, दो नूतन अवतार। कार्यक्रम 
को गति देते हुए आगे कविता पदी- सबको है शुभकामना, मिले अपश्मित हर्ष। मनवांछित फा 
देशभी, अंग्रेजी नववर्ष। शिव सागर साहू ने अपने भाव प्रस्तुत करते हुए गाया-नौसेना को मिल 
गया, युद्धगोत इंफल | ढूंढ ढूंढ गिपु को हनै, सागर में तत्काल। दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने काव्य 
पाठ किया धर्म हाम्त होता है जब जब, बहु अधर्म बढ़ जाते हैं। भक्तों के हित विविध रूप धर, प्रभु 
तब तब आ जाते हैं। आगे पुनः पढा वाल्मीकि उड्यन अब, बना अयोध्या धाम। लक्ष्मण औ सीता 
सहित जहां विरजे रम। दीप चंद्र गुप्ता ने कविता में अपनी बात कुछ इस प्रकार कही नववर्ष 
मंगलमय तुम्हें, नव स्वस्थ जीवन तन मिले। नव प्रीति की खुशियां बढ़ें, नव पुष्य जैसा मन 
खिले। आगे पुनः पढा नव वर्ष पावन आ गया है, शम के श्री धाम का। 


गालिब मिया को शानू और अय्यूब ने पहनाया और फि उसी मुकाम पर 
गुस्ले पाक के बाद पाक लिबास जहा आपका विशाल हुआ था। 


चार मास्टर ट्रेनर जिसमें एक डायट 
प्रवक्ता, दो एआरपी व उच्च 
प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय के 
शिक्षक को राज्य शैक्षिक 
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 
(एससीईआरटी ) व एचसीएल 
'फउंडेशन के सहयोग से तैयार किए 
जा रहे हैं। फ्तेहपुर जनपद से डायट 
प्रवक्ता अतुल कुमार, एआरपी विष्णु 
प्रकाश मिश्र, ध्कव मिश्र व कंपोजिट 
विद्यालय चकशाहफिजु, हथगाम से 
विपिन त्रिपाठी ने प्रतिभाग किया। मास्टर 
ट्रेने जनपद के सभी विज्ञान विषय के 
एआरपी, उच्च प्राथमिक , कंपोजिट व 
केजीबीवी के विज्ञान विषय के शिक्षकों 
को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। 


विवाहिता ससुराल में 
फंसी पर झूलती मिली 


फ्हखाबाद । विवाहिता का शव ससुराल 
में फंसी पर झूलता हुआ मिला | जानकारी 
होनें पर परिजनों में हड़कंप मच गया 
मृतका के स्वजनों के मौके पर आनें से 
पूर्व ही ससुराली फार हो गये। पुलिस नें 
मौके पर आकर जाँच की ।कोतवाली 
क्षेत्र के ग्राम नगला अनूप निवासी नीलेश 
कुमार पुत्र हंसराम को 3 जून 202। को 
सेबरा कटेरा झांसी निवासी हरिराम यादव 
की 25 वर्षीय पुत्री छाया के साथ हुआ 
था। उनके कोई भी सन्‍्तान अभी तक 
नही हुई थी। बीती रात छाया नें संदिग्ध 
हालत में पंखे के कांडे में दुपट्टे में फंसी 
लगा ली | सुबह उसके पति नीलेश नें शव 
को फंसी पर लटकते देखा। सूचना 
मिलने पर नायब तहसीलदार मोनिका 
तिवारी, सीओ अरूण कुमार, कोतवाल 
अमर पाल सिंह, फ्ल्डि यूनिट टीम मौके 
पर पंहुची। 


सा क्विक ८ (कि 


आज इन गांवों में होगा संकल्प यात्रा कार्यक्रम 


फ्हेहपुर। जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने बताया कि विकसित भारत संकल यात्रा के अंतर्गत पात्र 
लाभार्थियों को योजनाओ से अच्छादित करने के लिए 0। जनवरी को पूर्वाह्न ।0 बजे से विकथित 
भारत संकला यात्रा कार्यक्रम का आयोजन जनपद के विकास खाड भिदैर के ग्राम पंचायत 
परमीकुतुबुर, बेती सादात, ब्लॉक अत्मोथर के ग्राम पंधायत अढावल, ललौली, ब्लॉक ऐशया के 
ग्राम पंधायत-कोरका, अमांव, ब्लॉक विजयीपुर के ग्राम पंघायत ररी, अहमदगंज तिहार, ब्लॉक 
अमैली के ग्राम गोविन्दपुर बिलारी, मेढ़ापाटी, ब्लॉक देवमई के ग्राम पंचायत सशंय बकेवर, 
घेरहा, ब्लॉक खजुह्य के ग्राम पंचायत रवतपुर, सथंय में कैम्प व प्रचार वाहन के माध्यम से 
केद्र/प्रदेश सरकार की योजनाओ से जागरूक करने के साथ ही पात्रों को योजनाओं से संतृप्त 
भी किया जायेगा इसके लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं जिनकी देखरेख में 
कार्यक्रम संपन्न होंगे। उन्होंने नागश्कों से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा कैम पहुंचकर 
योजनाओं का लाभ लें। 


सच्चा सिपाही कभी रिटायर नही होता है-जेपी शर्मा 


गुरसहायगंज (कल्नौज)। नौरंगपुर चौकी प्रभारी प्रदीप त्यागी के सेवानिवृत होने पर जोरदार 
स्वागत किया गया। इस दौशन कोतवाली निरीक्षक जेपी शर्मा ने कहा कि अधिकारी या किसी 
व्यक्ति को उसके कार्यों से ही पहचाना जाता है। सच्चा सिपाही कभी श्टियर नहीं होता वह समाज 
में रहकर भी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है।रविवार को आयोजित विदाई समारेह में 
मौजूद प्रभारी निरीक्षक जेपी शर्मा ने कहा की प्रदीप त्यागी अपने कार्यकाल में बहुत ही जुझारू 
हहे हैं। उन्होंने जिस तत्परता के साथ अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन किया है। उसे हम 
सभी हमेशा याद रखेंगे। इससे पूर्व सेवानिवृत हुए उपनिरीक्षक प्रदीप त्यागी का पूछ मालायें 
परहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से शमाश्रम चौकी प्रभारी 
चंद्रभान थिंह यादव, राहुल कुमार, प्रमोद तिवारी, बबलू नेता, शहुल कुमार, सत्यवान वर्मा, 
शमबाबू, रमकेश, अजय शेर आदि सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 


अज्ञात वाहन ने मारी युवक को टक्कर युवक गम्भीर 


मौदहा हमीरपुर। क्षेत्र में हुई सड़क दुघर्टना में युवक घायल लहूलहान हालत में राहगीरे की 
मदद से कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कशयाएग्राथमिक उपचार के बाद हालत में 
सुधार न होने पर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए रेफः कर दिया। प्राप्त जानकारी 
के अनुसार नेशनल हाईवे में रविवार की सुबह कुटरा मकरंदपुर सजेती निवासी कुलदीप 
पुत्र सत्यनाशायण गुप्ता को बड़े चौशहा के निकट भीषण कोहरे और शीतलहर के करण लघु 
शंका के लिए जा रहे कुलदीप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार कर मौके से चंपत हो गयाए 
सड़क पर गिर कर तड़प रहे घायल को देख रहगीरों ने कस्बे की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 
में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के उपरांत तबीयत में सुधार न होने पर पिकित्सकों ने सदर 
अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। 


मादक पदार्थों की अवैध रूप से बिक्री पर शिकंजा 


मौदहा हमीरपुर। मादक पदार्थों की अवैध रूप से बिक्री पर शिकंजा कसने के मकसद से चलाए 
जा रहे अभियान के तहत युवक को दह्म लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलित्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पढोरी चौकी के अंतर्गत 
गहशैली खुर्द गांव के टिटिहरी बढ़ निवासी छोटे लाल निषाद पुत्र विश्वनाथ को धनिवार को देश शाम 
पढोरी तिशाहा के निकट दह्म लीटर कच्ची शराब के साथ के साथ कट्टी लिए हुए जा रहे युवक को 
मुखबिए की सूचना पर मौके से उप निरीक्षक शनि चतुर्वेदी व मिपाही अर्जुन कुमार ने मौके से पकड़ 
कर गिरफ्तार किया। इसके संबंध में कोतवाल ने बताया कि औषधि अधिनियम के तहत धारा 60 
की कार्यवाही करते हुए उक्त आशेषी के विछद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। 


ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त 


मौदहा हमीरपुर। पिछले कई दिनों से चल रही शीत लहर के चलते पड़ रही हाड़ कपाऊ ठंड से 
आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत ही जरूरी काम पड़ने पर लोग अपने घरों से बाहर 
निकल हहे हैं वहीं प्रशासन ने नगर के मुख्य स्थानों पर अलाव जलवा राहगीरें की ठंड मिटाने 
का प्रयात्न किया है। बताते चलें कि लगातार एक सप्ताह से कोहरे व शीत लहर के चलते नगर 
समेत क्षेत्र में ठंठ अपनी चरम सीमा पर है। लोग अपने घरों में आग जलाकर या रूम हीटर 
चला अपने शरीर को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी काम पड़ने पर लोग 
अपने घरों से बाहट निकल रहे हैं। प्रशासन द्वारा नगए के रेलवे स्टेशनए बस स्टैंडए तहसील 
मार्ग व थाना चौशहा अन्य मुख्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कोहरे के चलते 
आज राजमार्ग व अन्य मार्गों में वाहन रेंगते हुए नजर आए। इसके अलावा कानपुर मानिकपुर 
रुट पर चलने वाली ट्रेन कोहरे के चलते लेट लतीफरही। 


अनैतिक देह व्यापार में लिप्त मौके से 4 गिरफ्तार 


पर्रखाबाद। फर्शखाबाद । कोतवाली फ्तेहगढ़ क्षेत्र में मो नगलादीना गुजशती वाली गली में 
फ्लेहगढ़ पुलिस टीम के द्वारा अनैतिक देह व्यापार में लिप्त मौके से 04 अभियुक्तगण को 
अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित साम्रगी सहित किया गिरफ्ताए। क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व 
में कोतवाली फ्तेहगढ़ पुलिप्त के द्वाव मो0 नगलादीना गुजशती वाली गली भोलेएुर में अनैतिक 
देह व्यापार में लिप्त 04 अभियुक्तगण को दिनांक 30.2.23 समय करीब ॥7.00 बजे गिरफ्तार 
किया गया। घटना का विवरण - दिनांक 30.223 को क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना 
कोतवाली फ्हेहगढ़ पुलिस के द्वार मो0 नगलादीना गुजशती वाली गली भेलेपुर में अनैतिक देह 
व्यापार में लिप्त 04 नफह अभियुक्तगण को घर से हित पुलिठ्म में लिया गया। मौके से 
अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित साम्रगी 02 पैकिट कंडोम 04 कंडोम खुले हुए खाली व 
अभियुक्तगण की जामा तलाशी से 9200 रूपये व 02 अदद मोबाइल व 0॥ अदद मो0झा0 नं0 
यूप्री 76 आए 4428 होनडा ड्रीम ॥0 रंग काला बरामद किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त उक्त 
घर में युवक व युवतियो को वेश्यावृत्ति के लिये उत्नेश्ति कर धनपरोर्जन करता था तथा आर्थिक 
लाभ कमाता था । 


आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बने अभिनव 


फ्ेहपुर। आदर्श व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश गर्ग गुट की मासिक बैठक शहर के शधानगर स्थित एक 

गेस्ट हाउस में आहूत की गई। जिठमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गर्ग रहे। संघालन प्रदेश 
महामंत्री कालीशंकर ने किया। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए निप्रिय प्रदाधिकाश्यों को 
परदमुक्त करते हुए नये लोगों को जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने कहा कि संगठन का 
प्रत्येक सदस्य व प्रदाधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिला वितरक एसोसिएशन एवं आदर्श 
व्यापार मइल ने भी संस्क्षकों को अंग वच्त देकर सम्मानित किया। नये पदों में जिलाध्यक्ष पद पर 
अभिनव यादव को मनोनीत किया। गेट हाउस एस्ोम्िएशन अध्यक्ष पद पर हार्दिक गुप्ता, मिनी 
ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चिद्धांत गुप्ता, महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीतू गुप्ता को दी 
गई। इस्च मौके पर शमीम खान, ग़ुड्डू अकरम, इमशन, अनीश, विनोद गौतम, माधुरी साहू, मधु 
साहू, सीमा सिंह, धिली, मानसिंह लोधी, अनिल घिंह गौतम, अनिल अग्निहेत्री, जीतू श्रीवास्तव, 
रवि तिवारी, इंद्रेश चंद्र, णणीव गुप्ता, विष्णु दीक्षित, अशोक यादव, वीर छिंह, शजीव पुए्वार, 
शिवकुमार, बबली झोनी, अंकित गुप्ता, अनिल थिंह, निरंजन श्रीवास्तव भी मौजूद हहे। 


बीओबी अधिकारी केदार शाह के विदाई समारोह में 
सभी वर्गो ने दी उन्हें शुभकामनाएं 


फर्खखाबाद | बी ओ बी अधिकारी केदार शाह के विदाई समाएेह में सभी वर्गों ने दी उन्हें 
शुभकामनाएं. केदरशाह के विदाई समारेह में बैक स्टाफके अलावा सभी वर्ग के लोगो ने 
समारेह में पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। ठंडी सड़क स्थित घूंघट पैलेस में कामरेड केदार 
शाहएउनकी पत्ी प्रांतीय उपाध्यक्ष बैंक आफ बड़ैदा एवम जिला मंत्री यूएप्ीणकैंक इमलाइज 
यूनियन के बैक आफबड्जैदा सेठगली शाखा से सेवानिवृत होने पर सभी ने शुभकमनाये दी। 
किसी ने उन्हें शाल ओढ़ाकर,किसी ने पगड़ी पहनाकर,किसी ने बड़ी तस्वीर देकर,गुलदस्ता 
देकर एवम्‌ अन्य बहुत सी वस्तुये देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देने वालो में मुकेश 
गुप्ता,मीम अहमदएआर एन कुशवाहाएअजीत भट्ट,अखिलेश शर्मा,मुनेंद्र कुमार,शिवम 
सकक्‍्सेना,अंचल सिंह कुशवाहा, एस के मिश्रा,रधा मिश्रा,गगन यादव,शधा मिश्रा,विवेक मिश्रा 
एड7,आलोक गौड़,विमल दीक्षित,अनुपम यादव,उमाशंकर वमा,धीरज चौहान,प्रमोदकुमार 
चतुर्वेदी,हरेंद्र मिश्रा, कोमल सक्सेना,कन्हैया लाल गैनए शिवम्‌ गुप्ताएविजय मिश्राएबाबी 
पालीवाल,सुधीर शमा,थरफ्शज हुपैन,उमेश गुप्ता,शमविलास शजपूत, एस्न के मिश्रा,शकेश 
रंजन ,पी एन बी बैंक के अधिकारियों के अलावा सैकड़ो लोगो ने आकर शुभकामनाएं दी। 


जर्जर विद्यालयों के निर्माण समयावधि में न होने की जिम्मेदारी 


शासन ने कार्यदायी संष्था के बजाय बीएसए पर डाली 

हमीएपुर। जिले में जर्गर 53 परिषदीय विद्यालयों का निर्माण कार्यदायी संस्था लोनिवि अभी 
तक नही कर पायी है,इस पर स्वूल चलो अभियान के महानिदेशक ने बीएसए पर नाशजगी 
जाहिए करते हुये बीएसए को ही जिम्मेदार ठहराया है। यह निर्माण अक्टूबर में हर हाल में हो 
जाना चाहिये था। जानकारी के मुताबिक जिले में 53 बेसिक विद्यालय जो जर्जर हालत में थे 
उनको नया निर्माण करने की जिम्मेदारी शान ने कार्यदायी संस्था लोनिवि को सात माह 
पहले दी गयी थी इसके लिये अक्टूबर माह में ही सभी विद्यालयों को निर्माण कर कर अक्टूबर 
में बीएसए को हैंडओवर करना था मगर दिल्सम्बर माह व्यतीत होने के बाद भी विद्यालयों का 
निर्माण नही हो पाया,इस मामले में बेसिक शिधा अधिकारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों से 
विद्यालयों की जांघ ब्लाक स्तरीय कशयी थी जिसमे ज्यादातर काम अधूरे पाये गये थे। इन 
विद्यालयों के बच्चों को इधर उधर बैठाया जा रहा है सभी बच्चों को एकल कथ्ष में बैठाया जा रहा 
है। जिसे बच्चों का अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है। इस मामले में लोनिवि के अधिशाञी 
अभियंता को कई मर्तवा पत्र लिखा गया मगर उसका कोई अर नही हुआ है। 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, । जनवरी, 2024 


राष्ट्रीय () 


गंगा घाटों पर भगवान राम को समर्पित 
संगीतमय प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध हुए लोग 


भाषा। वाराणसी 


उत्तर प्रदेश में वाराणसी के गंगा 
घाटों पर भगवान राम को समर्पित 
संगीतमय प्रस्तुतियों ने काशी तमिल 
संगमम में भाग लेने वाले लोगों को 
मंत्रमुगध कर दिया। संगमम का 
उद्देश्र तमिलनाडु और काशी के 
बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से 
खोजना था। तमिलनाडु और काशी 
देश में शिक्षा के दो प्राचीन केंद्र हैं। 
संगमम का समापन शनिवार को 
हुआ। यह ऐसे समय हुआ जब 
वाराणसी से करीब 28 किलोमीटर 
दूर अयोध्या में राम मंदिर का प्राण 
प्रतिष्ठी कार्यक्रम कुछ सप्ताह बाद 
ही होना है। 

१4 दिवसीय काशी तमिल 
संगमम् कार्यक्रम में वाराणसी समेत 
देश के विभिन्‍न हिस्सों से आए 
संस्कृति प्रेमियों के अलावा 
तमिलनाडु और पुडुचेरी के॥,400 


प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस 
सप्ताह की शुरुआत में, बनारस घराने 
के पंडित देवरत मिश्रा ने संगमम के 
दौरान नमो घाट पर अपनी टीम के 
प्रदर्शन के दौरान भगवान राम को 
एक बंदिश समर्पित की थी। मिश्रा ने 
पीटीआई-भाषा से कहा, मैंने ॥0 
साल पहले बंदिश की रचना की थी 
और मैंने इसे सार्वजनिक मंच पर 
गाया क्‍योंकि राम मंदिर अब एक 
वास्तविकता है...यह गीत भगवान 
राम के जन्म के बारे में है... अवध 
में कैसी धूम मची है, राम नाम ने 
लिए अवतार। तीन सितार, एक 
ढोलक, एक बांसुरी और तबले का 
उपयोग करते हुए, मिश्रा और उनकी 
टीम ने भगवान राम को लेकर कई 
गीत प्रस्तुत किए, जिससे दर्शक 
मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, 
वाराणसी में लोग अगले महीने होने 
वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 
बेहद उत्साहित हैं। 


हम 22 जनवरी को वाराणसी 
के घाटों पर इसका जश्न मनाएंगे, 
जब अयोध्या में भव्य समारोह चल 
रहा होगा । यहां काशी विश्वनाथ मंदिर 
के ट्रस्टी के वेंकट रमण गणपति ने 
प्राण प्रतिष्य समारोह को लेकर 
वाराणसी में उत्साह के बारे में पंडित 
मिश्रा के विचारों को दोहराया। 
गणपति ने कहा, यह आने वाले एक 
त्योहार की तरह है...यहां भी उत्साह 
है...पीढ॒यों ने इसका इंतजार किया 
है। मैं भी उस दौरान अयोध्या की 
यात्रा करूंगा और प्राण प्रतिष्ठा से 
कुछ दिन पहले कुछ अनुष्ठानों में 
भाग लूंगा। 

काशी तमिल संगमम में भाग 
लेने वाले प्रतिनिधियों ने अयोध्या 
और वहां निर्माणाधीन मंदिर का भी 
दौरा किया। १,400 प्रतिनिधियों को 
देश की सात पवित्र नदियों के नाम 
पर समूहों में विभाजित किया गया 
था और प्रत्णुक में 200 सदस्य 


शामिल थे - छात्रों का 
(गंगा), शिक्षकों का 
(यमुना), पेशेवरों का समूह 
(गोदावरी ), आध्यात्मिक समूह 
(सरस्वती ), किसानों और कारीगरों 
का समूह (नर्मदा), लेखकों का 
समूह (सिंधु) और व्यापारियों एवं 
उद्योगतियों का समूह (कावेरी)। 
संगमम में भाग लेने के लिए 8 
दिसंबर तक 42,000 से अधिक 
लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 
से ॥,400 लोगों का चयन एक समिति 
द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी ने अयोध्या में अगले महीने राम 
मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 
शनिवार को एक हवाई अड्डे, एक 
पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन और 45,700 
करोड़ रुपए की परियोजनाओं की 
सौगात दी। मंदिर का पहला चरण 
पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री 22 
जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 
हिस्सा लेंगे। 


समूह 
समूह 


सीबीआई ने जयहिंद चैनल को नोटिस जारी कर 
डीके शिवकुमार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा मांगा 


भाषा। नई दिल्‍ली 


के द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के 
खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति 
मामले के संबंध में केरल के जयहिंद चैनल को 
एक नोटिस जारी कर उससे कांग्रेस नेता द्वारा 
चैनल में किए गए निवेश की जानकारियां मांगी 
हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी 
दी। 

डीके शिवकुमार के खिलाफ मामले की 
जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी की बेंगलुरु इकाई 
ने जयहिंद कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के 
प्रबंध निदेशक को ] जनवरी 2024 को उसके 
समक्ष पेश होने और जांच अधिकरी द्वारा मांगे 
गए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने को 
कहा है। 

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी ) की धारा 
9] के तहत जारी नोटिस में चैनल को 
शिवकुमार और उनकी पत्नी उम्ना शिवकुमार द्वारा 
किए गए निवेश, उन्हें दिए लाभांश, शेयरों के 
लेनदेन, वित्तीय लेनदेन के साथ ही उस बैंक का 
विवरण जिनके माध्यम से लेनदेन हुआ, 


हिस्सेदारी का विवरण, उनका बही खाता और 
अनुबंध नोट मांगा है। सीआरपीसी की धारा 9] 
किसी पुलिस जांच अधिकारी को मामले की 
जांच से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहने 
का अधिकार देती है। 

सीबीआई ने चैनल में शिवकुमार के बेटे 


और परिवार के अन्य सदस्यों द्वार किए गए 
निवेश का ब्यौरा देने को भी कहा है। जयहिंद 
के प्रबंध निदेशक बी.एस. शिजू ने कहा कि 
उन्हें सीबीआई का नोटिस मिला है और वह 
एजेंसी को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध 
कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई 
की कार्वाई साफ तौर पर केंद्र में भारतीय जनता 
पार्ट (भाजपा) नीत सरकार के राजनीतिक 
प्रतिशोध का मामला है। केरल के कांग्रेस नेता 
शिजू ने दावा किया कि पूर्ववर्ती भाजपा नीत 
कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच की थी 
और कोई भी अवैध गतिविधि नहीं पाए जाने पर 
मामले की जांच बंद कर दी थी। 

उन्होंने पीटीआई-भाषा से बातचीत में 
अपना पत्रा रखते हुए यह कहा कि मामले की 
जांच फिर से शुरू करना आगामी लोकसभा 
चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और उसके नेताओं 
को प्रताड़ित करने की कोशिश है। 

सीबीआई ने 2020 में शिवकुमार के 
खिलाफ एक मामला दर्ज कर आरोप लगाया था 
कि उन्होंने 203 से 208 के बीच आय के 
ज्ञात स्रोतों से अधिक 74 करोड़ रुपए से ज्यादा 
की संपत्ति अर्जित की। 


महाराष्ट्र में कारखाने में लगी आग 
की चप्रेट में आए छह मजदूरों की मौत 


भाषा। छत्रपति संभाजीनगर 


महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर 
जिले में शनिवार देर रात दस्ताने बनाने 
वाले एक कारखाने में आग लगने से 
छह श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस 
के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 
वालुज औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 
सनशाइन एंटरप्राइजेज इकाई में देर रात 
करीब एक बजे आग लग गई। इस 
दौरान परिसर में 3 कर्मचारी सो रहे 
थे। सात व्यक्ति किसी तरह टीन की 
छत तोड़कर भाग निकलने में कामयाब 
रहे। पुलिस आयुक्त मनोज लोहिया ने 
कहा, वालुज एमआईडीसी में सूती 
और चमड़े के दस्ताने बनाने वाली 


सनशाइन एंटरप्राइजेज फैक्टरी में आग 
लग गई। पुलिस नियंत्रण कक्ष को 
घटना के बारे में देर रात सवा एक बजे 
पता चला। उन्होंने कहा कि 
अग्निशमन दल सूचना मिलने पर 
घटनास्थल पर पहुंचा और तड़के 
करीब साढ़े तीन बजे तक आग पर 
काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि 
मामले को लेकर प्रारंभिक पूछताछ 
चल रही है। 

हादसे में झुलसे कुछ श्रमिकों का 
उपचार किया जा रहा है। जिला 
संरक्षण मंत्री संदीपान भुमरे ने रविवार 
सुबह घटनास्थल का दौरा किया। 
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 
श्रमिक कारखाने में उप्रर रह रहे थे। 


उन्होंने कहा, यह स्थान आवासीय नहीं 
औद्योगिक इस्तेमाल के लिए है लेकिन 
दुर्भाग्यवश श्रमिक यहां रह रहे थे। 
इलेक्ट्रशियन को पूछताछ के लिए 
बुलाया गया है और आग लगने के 
कारण का पता लगाया जाएगा। 
कारखाने से जान बचाकर निकले 
श्रमिक अली अकबर ने कहा, काम 
खत्म हो गया था और हम सब सो गए 
थे। कुछ देर बाद हमें गर्मी महसूस हुई 
और हमने आग लगी हुई देखी। हम 
छत पर चले गए और वहां से पेड़ की 
मदद से नीचे उतरे। सरकारी मेडिकल 
कॉलेज और अस्पताल के एक 
अधिकारी ने बताया कि अभी मृतकों 
की पहचान नहीं हो पाई है। 


भारत में कोरोना वायरस संक्रमण 
के सामने आए 84। नए मामले 


नई दिल्‍ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 84 नए मामले सामने 
आए हैं जो पिछले 227 दिनों में सबसे अधिक हैं। संक्रमण के 
उपचाराधीन मामले 4,309 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह 
जानकारी दी थी। मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे के अद्यतन आंकड़ों 
के अनुसार, 24 घंटे में केरल, कर्नाटक और बिहार में एक-एक व्यक्ति 


की संक्रमण से मौत हो गई। 


देश में इससे पहले 9 मई को संक्रमण के 865 नए मामले सामने 
आए थे। ठंड और वायरस के नए उपस्वरूप के कारण हाल के दिनों 
में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इससे पहले पांच दिसंबर तक 
दैनिक मामलों की संख्या घटकर दहाई अंक तक पहुंच गई थी वर्ष 
2020 की शुरुआत से अब तक लगभग चार वर्ष में देश भर में कोरोना 
वायरस से लगभग साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए तथा 
इससे 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की 
वेबसाइट के अनुसार, अब तक संक्रमण से उबरने वाले लोगों की 
संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 
98.8 प्रतिशत है। मंत्रालय के अनुसार, देश में बड़े पैमाने पर चलने 
वाले कोविड-9 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 
220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। 


साधारण सांसद हैं राहुल गांधी, उन्हें 
ज्यादा तबज्जो न दें : लथ्मण सिंह 


भोपाल। कांग्रेस के पूर्व सांसद 
लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राहुल 
गांधी एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता 
एवं सांसद हैं, और उन्हें बहुत 
ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी 
चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 
दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण 
सिंह शनिवार को मध्यप्रदेश के 
गुना में कांग्रेस कार्यालय में 
संवाददाताओं से बातचीत कर रहे 
थे। 

संवाददाताओं ने जब उनसे पूछा कि 
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 
लोकसभा में बयान देते हैं, तो 
उनका चेहरा टीवी पर कम दिखाया 
जाता है, तो इसपर सिंह ने कहा, 
राहुल गांधी एक सांसद हैं, वह 


(पार्टी के) अध्यक्ष नहीं हैं, और 
कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं। इसके 
अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं हैं। 
उन्होंने कहा, आप (मीडिया) 
लोगों को राहुल गांधी को इतनी 
तवज्जो नहीं देनी चाहिए और न ही 
हमें ऐसा करना चाहिए। पांच बार 
सांसद और तीन बार विधायक रह 
चुके पूर्व कांग्रेस सांसद लक्ष्मण 
सिंह ने बातचीत में कहा कि राहुल 
गांधी केवल एक सांसद हैं और वह 
पार्टी के बाकी सांसदों के बराबर 
हैं। उन्होंने कहा, कोई जन्म से 
नहीं, बल्कि अपने कर्मों से (बड़ा) 
बनता है। राहुल गांधी को इतना 
बड़ा नेता मत मानिए, मैं भी नहीं 
मानता। वह एक साधारण सांसद 


हैं। उन्हें अन्यों से अलग मानकर 
चलना उचित नहीं माना जा 
सकता। 

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 
आप उन्हें तवज्जो देते हैं या नहीं। 
इस बारे में जब लक्ष्मण सिंह से 
रविवार को पूछा गया तो उन्होंने 
पीटीआई-भाषा को बताया कि 
राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वह 
पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा, 
हम सब पार्टी कार्यकर्ता हैं। पिछले 
महीने हुए मध्यप्रदेश विधानसभा 
चुनावों में गुना जिले की चचौरा 
विधानसभा की सीट से भाजपा 
प्रत्याशी प्रियंका पेंची ने लक्ष्मण 
सिंह को 6,000 से अधिक मतों 
से हराया था। 


केंद्र ने पंजाब की झांकी संबंधी भगवंत मान की आलोचना खारिज की 


भाषा। चंडीगढ़ 


केंद्र ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत 
मान द्वार 2024 की गणतंत्र दिवस 
परेड में राज्य की झांकी को शामिल न 
करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 
(भाजपा) नीत सरकार की आलोचना 
और उनके भेदभाव के आरोपों को 
रविवार को नियाधार बताया। 

आम आदमी पार्टी (आप) के 
नेता मान ने पंजाब के खिलाफ कथित 
भेदभाव के लिए हाल में केंद्र सरकार 
पर निशाना साधा था और कहा था कि 
पंजाब और दिल्‍ली दोनों को उन राज्यों 
की सूची में शामिल नहीं किया गया 
है जिनकी झांकियों को 26 जनवरी 
की परेड के लिए चुना गया है। इसके 
जवाब में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान 
जारी कर कहा कि राज्यों और केंद्र 


शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों 
या विभागों की झांकियों के प्रस्ताव 
का कला, संस्कृति, चित्रकला, 
मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और 
कोरियोग्राफी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों 
की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 
मूल्यांकन किया जाता है। उसने कहा, 
पंजाब के झांकी के प्रस्ताव पर 
विशेषज्ञ समिति की बैठक के पहले 
तीन चरणों में विचार किया गया। 
बैठक के तीसरे चरण के बाद 
विशेषज्ञ समिति ने पंजाब की झांकी 
पर आगे विचार न करने का फैसला 
किया क्योंकि वह इस वर्ष की झांकी 
की व्यापक थीम के अनुसार नहीं थी। 
रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 
गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए 
चुना नहीं गया है, उन्हें राज्यों तथा केंद्र 


शासित प्रदेशों के साथ हुए समझौता 
ज्ञापन के अनुसार 23-3। जनवरी तक 
लाल किले में भारत पर्व में अपनी 
झांकियां प्रदर्शित करने के लिए 
आमंत्रित किया जा रहा है। बहरहाल, 
मान ने कहा कि पंजाब भारत पर्व में 
अपनी झांकी नहीं दिखाएगा। 

उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स 
पर एक पोस्ट में कहा कि भगत सिंह, 
राजगुरु सुखदेव और लाला लाजपत 
राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियां के 
बलिदान को दिखाने वाली राज्य की 
झांकी को अस्वीकृत श्रेणियों के लिए 
नहीं भेजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 
कहा कि परेड की कुल अवधि में 
झांकियों के लिए आवंटित समय के 
कारण सबसे अच्छी झांकियों की 
भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 
विशेषज्ञ समिति को झांकियों का 


चयन करना पड़ता है। उसने बताया 
कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए 
पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत 30 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग 
लेने की इच्छा जताई। 

बयान में कहा गया है, उन 30 
राज्योंकेंद्र शासित प्रदेश में से हर 
साल की तरह केवल ॥5-॥6 
राज्योंकेंद्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र 
दिवस परेड 2024 में अपनी 
झांकियां दिखाने के लिए चुना 
जाएगा। इसमें कहा गया है कि 
पंजाब और दिल्‍ली ने भारत सरकार 
के साथ जिस समझौता ज्ञापन पर 
हस्ताक्षर किए हैं, उसके अनुसार 
राज्य 26 जनवरी 2024 से शुरू हो 
रहे तीन वर्ष में से एक वर्ष में अपनी 
झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में 
दिखाने के लिए राजी हुए हैं। 


उत्फा के वार्ता विशेधी गुट ने शांति समझौते को शर्मनाक बताया 


भाषा। गुवाहाटी 


उल्फा (आई) के वार्ता विशेधी गुट 
के नेता परेश बरुआ ने वार्ता समर्थक 
गुट के साथ हुए त्रिपक्षीय शांति 
समझौते को शर्मनाक बताया और 
कहा कि यदि क्रांतिकारी अपने लक्ष्य 
और आदर्श छोड़ देते हैं तो राजनीतिक 
समाधान संभव नहीं है। बरुआ ने 
असमी टेलीविजन चैनल प्रतिदिन 
टाइम को टेलीफोन पर दिए साक्षात्कार 
में कहा, हम समझौते से हैरान, चिंतित 
या क्रोधित नहीं, बल्कि शर्मिंदा हैं। 
हम परिणाम से अवगत हैं कि 
जब क्रांतिकारी अपने लक्ष्य, आदर्श 
और विचारधारा छोड़ देते हैं तो 
राजनीतिक समाधान संभव नहीं होता। 
उनके गुट के साथ मुख्यमंत्री हिमंत 
विश्व शर्मा की संभावित वार्ता के बारे 


में पूछे जाने पर बरुआ ने कहा, हां, 
उन्होंने मुझसे बात की। वह बातचीत 
के इच्छुक हैं। हम सिर्फ बातचीत के 
लिए नहीं बैठेंगे। हमने राजनीतिक 
समाधान की मांग की है और हम इस 
लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे तथा राज्य के 
लोगों से धोखा नहीं करेंगे। 

उन्होंने कहा, अगर राजनीतिक 
मांग नहीं मानी जाती और केवल एक 
पैकेज दिया जाता है तो यह स्वीकार्य 
नहीं है। हम शुरुआत से यह कह रहे 
हैं कि वह (वार्ता समर्थक गुट) 
तथाकथित व्यवस्था के गलत रास्ते 
पर आगे बढ़ रहा है। बरुआ की 
अगुवाई वाला कट्टरपंथी उल्फा 
(आई) असम की संप्रभुत्ता के मुद्दे 
पर चर्चा किए जाने तक वार्ता की 
मेज पर नहीं आना चाहता है। यह पूछे 
जाने पर कि क्या उन्होंने अपने पूर्व 


साथियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा 
की थी, इस पर उल्फा (आई) नेता 
ने कहा कि संगठन के महासचिव 
अनूप चेतिया ने उनसे बात की थी 
और उन्होंने चेतिया को राजनीतिक 
समाधान के बारे में राजी करने की 
कोशिश की थी लेकिन चेतिया ने 
उन्हें बताया कि वार्ताकारों ने यह 
कहते हुए उनकी इस मांग को ठुकरा 
दिया है कि भारतीय संविधान में इस 
तरह का कोई प्रावधान नहीं है। 
उन्होंने कहा, क्या वे यह जाने 
बगैर वार्ता के लिए गए थे कि 
संविधान में क्‍या लिखा है? वार्ता 
संविधान के दायरे से बाहर जाकर 
करनी होगी | बरुआ ने दावा किया कि 
चेतिया ने उन्हें बताया था कि उनके 
पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। 
उन्होंने कहा, अगर कोई अन्य विकल्प 


नहीं है तो उन्हें लोगों को बताना 
चाहिए था कि उनसे धोखा किया गया 
है। बरुआ ने दावा किया कि वह 
संवाद प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही 
उसमें शामिल नहीं थे और अब कोई 
सुधार करना संभव नहीं है। 

उल्फा महासचिव १8 साल बाद 
2075 में बांग्लादेश की एक जेल से 
रिहा होने के बाद वार्ता प्रक्रिया में 
शामिल हुए थे। वह 997 से जेल में 
बंद थे। बरुआ ने कहा, हम उनके 
(वार्ता समर्थक गुट) साथ सहयोग 
नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने 
आदर्श और विचारधारा नहीं छोड़ी है। 
हम नगा मसौदा समझौते की तर्ज पर 
चर्चा होने तक वार्ता के लिए नहीं 
बैठेंगे, जिसमें संसाधनों पर नियंत्रण, 
एक अलग संविधान और ध्वज 
शामिल है। 


सोशल मीडिया... 


दौरान ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदुरु, 
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत 
कौर, शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और 
अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने फिटनेस टिप्स साझा 
किए। जबकि सहुरु ने कहा कि आंतरिक मानसिक 
स्वास्थ्य स्थिति के लिए काम करना या अपने भीतर 
एक समभाव रसायन शास्त्र, शांति, आनंद और 
आनंद की रसायन शास्त्र के लिए काम करना कुछ 
ऐसा है जिसे हर व्यक्ति के जीवन में और समाज 
और राष्ट्रों के सांस्कृतिक जीवन में लाना होगा दुनिया 
भर में क्रिकेटर कौर ने इस बात पर जोर दिया कि 
नियमित व्यायाम और सात घंटे की पूरी नींद शरीर 
के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फिट रहने में मदद 
करती है। शतरंज के ग्रैंडमास्टर आनंद ने कहा कि 
सभी मन की बात श्रोताओं को उनकी फिटनेस टिप 
शांत रहने और आगे के काम पर ध्यान केंद्रित करने 
की होगी। मेरे लिए सबसे अच्छा फिटनेस टिप, 
बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण फिटनेस टिप, रात की 
अच्छी नींद लेना है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 
सात या आठ घंटे बिल्कुल न्यूनतम है इसलिए हमें 
अच्छी रात की नींद लेने के लिए जितना संभव हो 
सके प्रयास करना चाहिए क्‍योंकि यही है जब अगले 
दिन आप शांति से दिन गुजारने में सक्षम हों। 
अभिनेता अक्षय कुमार ने श्रोताओं को लंबे समय 
तक फिटनेस के लिए शॉर्टकट से बचने की सलाह 
दी। उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टरों की सलाह पर 
अपनी जीवनशैली बदलनी चाहिए न कि किसी 
फिल्म स्टार के शरीर को देखकर। अभिनेता अक्सर 
स्क्रीन पर जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। कई तरह 
के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया 
जाता है और उन्हें देखने के बाद ही हम अपने शरीर 
को बदलने के लिए गलत शॉर्टकट का उपयोग करने 
की शुरुआत करते हैं। कुमार ने कहा, आजकल, 
बहुत से लोग सिक्‍्स-पैक या आठ-पैक के लिए 
स्टेरॉयड लेते हैं लेकिन ऐसे शॉर्टकट से शरीर बाहर 


से तो सूज जाता है लेकिन अंदर से खोखला रहता 
है। अभिनेता ने कहा कि इस नए साल में, अपने 
आप से वादा करें कोई रसायन नहीं, कोई शॉर्टकट 
नहीं। व्यायाम, योग, अच्छा भोजन, समय पर सोना, 
थोड़ा ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जैसे 
दिखते हैं उसे खुशी से स्वीकार करें। आज के बाद, 
फिल्टर जीवन न जिएं, एक फिट जीवन जिएं। 
प्रसारण के दौरान, प्रधान मंत्री ने इस वर्ष विभिन्न 
क्षेत्रों में देश द्वारा अनुभव की गई कई उपलब्धियों 
और ऊँचाइयों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि 
दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने साबित कर दिया है 
कि हर भारतीय 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को 
महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा, आज भी कई लोग 
मुझे चंद्रयान-3 की सफलता से संबंधित संदेश भेज 
रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी हमारे 
वैज्ञानिकों और खासकर महिला वैज्ञानिकों पर गर्व 
महसूस करेंगे। मोदी ने कहा, जब “नाटू-नाटू' ने 
ऑस्कर जीता, तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। 'द 
एलिफेंट व्हिस्पर्स' को मिले सम्मान के बारे में 
सुनकर कौन खुश नहीं होगा। उनके माध्यम से 
दुनिया ने भारत की रचनात्मकता को देखा और 
पर्यावरण के साथ जुड़ाव की हमारी समझ को 
समझा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भारतीय एथलीटों 
ने भी खेलों में अद्भुत प्रदर्श किया और भारतीय 
खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में ।97 पदक और 
एशियाई पैरा खेलों में ] पदक जीते | क्रिकेट विश्व 
कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी 
का दिल जीत लिया। अंडर-१9 टी-20 विश्व कप में 
हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बेहद 
प्रेरणादायक है। कई अन्य खेलों में खिलाड़ियों की 
उपलब्धियों ने इसकी देश की शान बढ़ाई है। अपनी 
टिप्पणी में, मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास से 
भरपूर है और “विकसित भारत' और आत्मनिर्भरता 
की भावना से ओत-प्रोत है। मोदी ने कहा, हमें 
2024 में भी यही भावना और गति बरकरार रखनी 
है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का 'इनोवेशन 
हब' बनना इस तथ्य का प्रतीक है कि हम रुकने 
वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, भारत ने इस साल कई 
विशेष उपलब्धियां हासिल कीं, जिसमें महिला 
आरक्षण विधेयक का पारित होना भी शामिल है। 


अपनी टिप्पणी में, मोदी ने सावित्रीबाई फुले और 
रानी वेलु नचियार के योगदान को भी याद किया। 


गारत-रूस... 


तुर्किये समेत कई पूर्व विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और 
सरकार को क्रिसमस और नए साल की 
शुभकामनाएं दीं। गत 28 दिसंबर को पुतिन ने 
जयशंकर से मुलाकात की, जो दोनों पक्षों के बीच 
चल रहे उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के एक हिस्से 
के रूप में 25 से 29 दिसंबर तक मास्को की अपनी 
औपचारिक यात्रा पर थे। बैठक के दौरान पुतिन ने 
यूक्रेन की स्थिति समेत कठिन वैश्विक घटनाक्रमों 
पर प्रधानमंत्री मोदी के सकारात्मक रुख की 
सराहना की उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी 
के रुख को जानते हैं और कई मौकों पर इसका 
बार-बार जिक्र भी किया है। रूसी राष्ट्रपति ने 
जिक्र किया कि उन्होंने कई बार यूक्रेन के 
घटनाक्रम पर प्रधान मंत्री मोदी को सलाह दी है 
और संकेत दिया है कि इस मामले पर आगे चर्चा 
होगी। पुतिन ने कहा कि उन्हें पता है कि पीएम 
मोदी पूरी कोशिश करने को तैयार हैं ताकि मुद्दे को 
शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जा सके। इसलिए 
वह अब इस पर गहराई से विचार करेंगे। अगर 
कोई नया घटनाक्रम हुआ तो वह अतिरिक्त 
जानकारी देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने वैश्विक उथल- 
पुथल के बीच रूस और भारत के बीच बढ़ते 
संबंधों के लिए भी आभार व्यक्त किया। पुतिन ने 
कहा उन्हें यह जानकर खुशी हो रही है कि दुनिया 
भर में हो रही तमाम उथल-पुथल के बावजूद, 
एशिया में हमारे सच्चे दोस्त भारत के साथ संबंध 
लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत हमेशा से कहता रहा 
है कि यूक्रेन संघर्ष को कूटनीति और बातचीत के 
माध्यम से हल किया जाना चाहिए। यूक्रेन में रूस 
की सैन्य कार्रवाई फरवरी 2022 में शुरू हुई। तब 
से पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ-साथ 
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से भी बात 
की है। मई 2023 में जी 7 शिखर सम्मेलन के 
दौरान मोदी ने जापान में जेलेंस्की से भी मुलाकात 
की। इस बैठक में पीएम मोदी ने आश्वासन दिया 
कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद के 


लिए जो भी संभव होगा वह करेंगे। प्रधान मंत्री 
मोदी ने कहा, वह संघर्ष को सुलझाने के लिए जो 
कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। उन्होंने पुतिन से 
यह भी कहा अब युद्ध का युग नहीं है। 


ऐोतों पर... 


लगभग 700 समुद्री मील दूर एमवी रुएन पर 
समुद्री डकैती की घटना, और पोरबंदर से लगभग 
220 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एमवी केम 
प्लूयो पर हाल में ड्रोन हमला, भारतीय ईईजेड 
(विशेष आर्थिक क्षेत्र) के करीब समुद्री परिदृश्य 
में बदलाव का संकेत देता है। इसमें कहा गया है, 
इन घटनाओं के मद्देनजर, भारतीय नौसेना ने 
मध्य/उत्तरी अरब सागर में समुद्री निगरानी प्रयासों 
को काफी हद तक बढ़ाया है और बल के स्तर को 
बढ़ाया है। बयान में कहा गया है, राष्ट्रीय समुद्री 
एजेंसियों के समन्वय से भारतीय नौसेना द्वारा समग्र 
स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारतीय 
नौसेना क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नौसेना ने 
कहा, समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी 
भी घटना कौ स्थिति में व्यापारिक जहाजों को 
सहायता प्रदान करने के लिए विध्वंसक और 
फ्रिगेट वाले कार्य समूहों को तैनात किया गया है। 
इसमें कहा गया है कि पूर्ण समुद्री डोमेन 
जागरूकता के लिए पी-8 आई लंबी दूरी के 
समुद्री गश्ती विमान और दूर से संचालित विमान 
(यूएवी) द्वारा हवाई निगरानी बढ़ा दी गई है। इसमें 
कहा गया है कि ईईजेड की प्रभावी निगरानी के 
लिए, भारतीय नौसेना तटरक्षक बल के साथ 
निकट समन्वय में काम कर रही है। राष्ट्रीय समुद्री 
एजेंसियों के साथ समन्वय में भारतीय नौसेना द्वारा 
समग्र स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। 
भारतीय नौसेना क्षेत्र में व्यापारिक नौवहन की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेंटागन 
ने दावा किया कि एमवी केम प्लूटो को ईरान से 
दागे गए ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया था। तेहरान 
द्वारा समर्थित हमास पर इज्‌राइल के युद्ध की 
शुरुआत के बाद यह पहली बार था जब पेंटागन ने 
खुले तौर पर ईरान पर जहाजों को सीधे निशाना 


बनाने का आरोप लगाया था। 


तहरीक-ए-हुर्टियत... 


पत्र दायर किए। उनमें फारूक अहमद डार उर्फ 
बिट्टा कराटे, गिलानी का दामाद एवं टीईएच का 
जनसंपर्क अधिकारी, हुयित का सचिव एवं 
रणनीतिकार अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश, हुयित 
प्रवक्ता मोहम्मद अकबर खांड, गिलानी के निजी 
सचिव बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला और 
राजा मेहराजुद्दीन कलवल शामिल हैं। गिलानी की 
सितंबर 2024 में और उनके दामाद की अक्टूबर 
2022 में मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 
अधिसूचना जारी कर क्षेत्र में आतंकवादी कृत्यों को 
जारी रखने और सुरक्षा बलों के खिलाफ पथराव की 
घटनाओं को अंजाम देने जैसी गैरकानूनी 
गतिविधियों के लिए पाकिस्तान और उसके लिए 
काम करने वाले छदम संगठनों सहित विभिनन स्रोतों 
से धन जुटाने में टीईएच की संलिप्तता का जिक्र 
किया। इसके अलावा, अधिसूचना में कहा गया कि 
समूह ने संवैधानिक प्राधिकार की उपेक्षा की और 
विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का बार-बार 
आह्वान किया जो शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली 
को लेकर उसमें विश्वास की कमी को दर्शाता है। 
तहरीक-ए-हुयित पर पांच साल के लिए प्रतिबंध 
लगाने का केंद्र सरकार का निर्णय उसकी इस चिंता 
के आधार पर लिया गया है कि यदि समूह पर लगाम 
नहीं लगाई गई, तो वह जम्मू-कश्मीर को भारत से 
अलग करने की वकालत करता रहेगा और संघ में 
इसके विलय को लेकर विवाद पैदा करता रहेगा। 
अधिसूचना के अनुसार, समूह की गतिविधियों को 
देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक 
सद्भाव के लिए हानिकारक माना गया है। 


बीएचयू आईआईटी... 

कुणाल पांडेय, जिवधीपुर बजरडीहा निवासी 
आनंद उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल के रूप 
में हुई है। तीनों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल 
की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। 
आईआईटी की एक छात्रा ने बीते दो नवंबर को 
लंका थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 


एक नवंबर की देर रात वह अपने आईआईटी 
छात्रावास से निकली थी और कुछ ही दूरी पर 
उसका एक दोस्त उसे मिल गया तथा दोनों कर्मन 
बाबा के मंदिर के पास पहुंचे तभी एक 
मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने उन्हें गेक 
लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बदमाशों ने 
उसे उसके दोस्त से अलग कर दिया और फिर 
उसका मुंह दबा कर उसे कोने में ले गए और उसे 
निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया और फोटो खींचे। 
पीड़िता ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप 
भी लगाया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था 
कि बदमाशों ने करीब 5 मिनट तक उसे बंधक 
बनाए रखा और फिर वे उसका मोबाइल लेकर भाग 
गए। इस मामले में लंका पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज 
की थी। पुलिस ने बताया कि इसके बाद मामले में 
सामूहिक बलात्कार की धारा भी जोड़ी गई। कांग्रेस 
की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने भी 
एक्स पर अपने संदेश में दावा किया, आईआईटी 
बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 
और कोई नहीं बल्कि भाजपा के कुणाल पांडेय 
(महानगर आईटी के संयोजक) और सक्षम पटेल 
(काशी प्रांत के अध्यक्ष) दिलीप पटेल का पीए है। 
यही है भाजपा का दुष्कर्मी चेहरा। शर्मनाक। उधर, 
एबीवीपी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के इकाई 
अध्यक्ष एवं काशी प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह के 
हवाले से कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी 
कार्रवाई मांग की गई है। पुलिस प्रशासन 
आईआईटी-बीएचयू में छात्रा के साथ सामूहिक 
दुष्कर्म की घटना में लगभग 60 दिनों के बाद 
आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात जल्द आरेप पत्र 
दाखिल कर न्याय सुनिश्चित करे और दो माह तक 
आरोपियों को संरक्षण देने वालों को चिहिनत कर 
कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो। एबीवीपी की 
बीएचयू इकाई के मंत्री पुनीत मिश्र ने कहा, 
आईआईटी बीएचयू की छात्रा बहन के साथ हुई 
घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात हम 
सभी यही मांग करते हैं की दोषियों को सख्त से 
सख्त सजा मिले जिससे समाज में ऐसे अपराध करने 
वालों के बीच सख्त संदेश जाए। गिरफ्तारी में इतना 
विलंब क्‍यों हुआ यह भी जांच का विषय है। 


पायनियर 


नई दिल्‍ली , सोमवार, । जनवरी, 2024 


राष्ट्रीय | है 


आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा पारिस्थितिकी 
तंत्र विकसित कर रहा है भारत: राजनाथ 


भाषा। तेजपुर (असम) 


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार 
को कहा कि सरकार देश को सामरिक 
लिहाज से अहम अर्थव्यवस्था बनाने 
के लिए घरेलू रक्षा औद्योगिक 
पारिस्थितिकी तंत्र का एक मजबूत 
आधार विकसित कर रही है। सिंह ने 
यहां तेजपुर विश्वविद्यालय के 24वें 
दीक्षांत समारोह में कहा कि उनका 
मंत्रालय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने 
का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी 
प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारी 
सरकार भारत को सामरिक लिहाज से 
एक अहम अर्थव्यवस्था बनाने के 
लिए घरेलू रक्षा औद्योगिक 
पारिस्थितिकी तंत्र का एक मजबूत 
आधार विकसित कर रही है। रक्षा 


मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्‍न 
कदमों पर प्रकाश डालते हुए सिंह ने 
इस बात पर जोर दिया कि पहली बार 
हथियारों का आयात कम हुआ है, 
जबकि निर्यात बढ़ा है। उन्होंने कहा, 
हमने पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण 
सूचियां जारी कीं, जिसके तहत 509 


रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है, 
जिनका निर्माण अब स्वदेश में ही 
किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके 


अलावा, हमने रक्षा क्षेत्र के 
सार्वजनिक उपक्रमों की चार 
स्वदेशीकरण सूचियां भी जारी की हैं, 
जिनमें 4,666 वस्तुओं की पहचान 


गई है और इनका निर्माण अब 
अपने ही देश में किया जाएगा। घरेलू 
रक्षा विनिर्माण की चर्चा करते हुए 
सिंह ने कहा कि उत्पादन पहली 
बार।,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 
आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने 
कहा, भारत के रक्षा निर्यात का कुल 
मूल्य 206-7 में ,524 करोड़ रुपए 
था, जो 2022-23 में लगभग 0 गुना 
बढ़कर 5,920 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 
स्तर पर पहुंच गया है। सिंह ने पिछले 
कुछ वर्षो में रबैए में बदलाव के बारे 
में भी बात की और किसी भी स्थिति 
से निपटने में वर्तमान सरकार की 
कार्यशैली पर प्रकाश डाला। उन्होंने 
कहा, भारत अब रहने-दो दृष्टिकोण 
के प्रति सहिष्णु नहीं है। आज, 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 


को ठग रहे: विहिप 


भाषा। नई दिल्‍ली 


नया भारत आओ-इसे-करें दृष्टिकोण 
में विश्वास करता है। सिंह ने महिला 
सशक्तीकरण के मुद्दे पर कहा कि 
सरकार ने सेना सहित सभी क्षेत्रों में 
महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व 
सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए 
हैं। उन्होंने कहा, आज देश में 
महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ 
कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। 
लड़ाकू विमानों से लेकर चंद्रयान तक 
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें 
महिलाओं की मौजूदगी न दिखती हो। 
देश को विकसित बनाने में युवाओं | ने 
की भूमिका पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री 
ने कहा कि भारत को आर्थिक और 
सैन्य महाशक्ति बनाने का विचार 
प्रतिभाशाली युवाओं की क्षमताओं पर 
विश्वास पर आधारित है। 


कुछ लोग अयोध्या के मंदिर ट्रह्ट 
केनाम पर चंदा एका कश्के लोगों 


विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने रविवार को कहा कि 
कुछ लोग बिना किसी अनुमोदन के अयोध्या राम 
मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंदा मांग रहे हैं और उसने इस 
मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
और केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत करके ऐसे लोगों 
के खिलाफ तत्काल कार्वाई करने का अनुरोध किया 
है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता 
विनोद बंसल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक 
पोस्ट में लोगों को आगाह किया कि वे मंदिर के ट्रस्ट 
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर ठगी की 
कोशिशै करने वाले लोगों से बचकर रहें। उन्होंने उत्तर 
प्रदेश के पुलिस प्रमुख को भेजी गई शिकायत एक्स 
पर भी साझा की है जिसकी एक प्रति आदित्यनाथ 
और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गई है। बंसल 
एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सावधानउ श्रीराम 
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की फर्जी आईडी बनाकर कुछ 
लोग ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आस्था के 
मामले में तत्काल कदम उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के 
पुलिस महानिदेशक, लखनऊ रेंज के पुलिस 
महानिरीक्षक को औपचारिक शिकायत भेज दी है। 


सरकार ने अरविंद पजगढ़िया 
को 6वें वित्त आयोग का 
चेयरमैन नियुक्त किया 


नई दिल्‍ली। सरकार ने रविवार को नीति आयोग के पूर्व 
उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को 6वें वित्त आयोग का चेयरमैन 
नियुक्त किया। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त 
मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋत्विक रंजनम पांडेय आयोग के 
सचिव होंगे। इसमें कहा गया, राष्ट्रपति नीति आयोग के पूर्व 
उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ अरविंद 
पनगढ़िया को चेयरमैन बनाते हुए वित्त आयोग का गठन करके 
प्रसन्‍न हैं। आयोग के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया 
जाएगा। आयोग पांच साल की अवधि (2026-27 से 2030- 
34) के लिए अपनी रिपोर्ट 3। अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति 
को सौंपेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय 
मंत्रिमंडल ने पिछले महीने १6वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों 
(टीओआर) को मंजूरी दी थी। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के 
बीच कर हस्तांतरण और राजस्व वृद्धि के उपायों का सुझाव देने 
के अलावा आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की वर्तमान 
व्यवस्था की समीक्षा करेगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक 
निकाय है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है। एन 
के सिंह की अगुवाई वाले पूर्ववर्ती 5वें वित्त आयोग ने 
सिफारिश की थी कि राज्यों को पांच साल की अवधि 202- 
22 से 2025-26 के दौरान केंद्र के विभाज्य कर पूल का 4॥ 
प्रतिशत दिया जाए। 


गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब के परतिट 


बिक्री के लिए गजट 
अधियूचना जारी की 


भाषा | अहमदाबाद 


गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- 
सिटी (गिफ्ट सिटी) में विभिन्‍न 
कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी 
शराब तक पहुंच के परमिट ( अनुमति 
पत्र) के पात्र हो सकते हैं। यह शराब 
सिर्फ गिफ्ट सिटी के अंदर दो साल के 
लिए निर्दिष्ट वाइन-एंड-डाइन (जहां 
बैठकर शराब पी जाए) क्षैत्र में 
मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने 
गजट अधिसूचना जारी कर दी है। 
प्रदेश के गृह विभाग द्वारा शनिवार को 
जारी अधिसूचना के अनुसार, गिफ्ट 
सिटी आने वाला व्यक्ति अस्थाई 
परमिट ले सकता है, जो सिर्फ एक 
दिन के लिए मान्य होगा और और 
शराब पहुंच परमिट रखने वाले 
कर्मचारी को निर्दिष्ट वाइन-एंड- 
डाइन क्षेत्र में उसके साथ जाना होगा। 
इसमें कहा गया कि जरूरत पड़ने पर 
आगंतुक नए अस्थाई परमिट का लाभ 


हे । ० पडा 
(6 


उठा सकते हैं [सरकार ने गिफ्ट सिटी में 
वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध 
कराने के लिए पिछले सप्ताह उस क्षेत्र 
में शराब से प्रतिबंध को हटा दिया था। 
नए नियमों के अनुसार, गिफ्ट सिटी में 
मौजूदा और नए होटलों, रेस्तरां और 
क्लबों को वाइन एंड डाइन सुविधा 
प्रदान करने के लिए परमिट दिए 
जाएंगे।अधिसूचना में कहा गया, 
अनुशंसा अधिकारी शराब पहुंच 
परमिट प्राप्त करने के इच्छुक 
कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा 
और उसे अधिकृत अधिकारी को 
भेजेगा। प्राधिकृत अधिकारी 
कर्मचारियों की अनुमोदित सूची के 
आधार पर शराब पहुंच परमिट जारी 
करेगा और उसे सिफारिश करने वाले 


अधिकारी को भेजेगा | इसमें कहा गया 
कि परमिट धारक की आयु कम से 
कम 27 वर्ष होनी चाहिए और परमिट 
दो साल के लिए जारी किया जाएगा। 
परमिट एक बार में दो साल के लिए 
नवीनीकृत किया जा सकता है।|गजट 
अधिसूचना के अनुसार, परमिट का 
शुल्क 000 रुपए सालाना होगा और 
कोई व्यक्ति गिफ्ट सिटी में किसी 
कंपनीसंगठनाइकाई की नौकरी 
छोड़ता है तो उसका परमिट तुरंत रद्द हो 
जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, 
गिफ्ट सिटी में स्थित कोई इकाई अगर 
शराब का लाइसेंस चाहती है तो उसे 
मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधीक्षक, 
गांधीनगर में आवेदन करना होगा और 
लाइसेंस गिफ्ट सुविधा समिति के 
उचित सत्यापन और निर्णय के बाद 
जारी किया जाएगा। यह समिति इस 
आदेश की व्याख्या के संबंध में 
अंतिम प्राधिकारी है।अधिसूचना में 
कहा गया कि समिति से मंजूरी मिलने 
के बाद मद्चनिषेध एवं उत्पाद 
अधीक्षक लाइसेंस जारी कर देंगे। 
इसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में शराब 
परोसने की अनुमति दी जाएगी। 


बीपी गोपालिक 
पश्चिम बंगाल के नए 
मुख्य सचिव बने 


भाषा | कोलकाता 


पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को 
बीपी गोपालिका को राज्य का नया मुख्य 
सचिव नियुक्त किया। एक आधिकारिक 
अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। 
उनकी नियुक्ति एच के द्विवेदी के स्थान 
पर की गई है जिनका विस्तारित 
कार्यकाल 3। दिसंबर को समाप्त हो 
गया। गोपालिका भारतीय प्रशासनिक 
सेवा (आईएएस) के 989 बैच के 
अधिकारी हैं। अगर उनका कार्यकाल 
उनके पूर्ववर्ती द्विवेदी की तरह नहीं 
बढ़ाया जाता है, तो वह इस पद पर महज 
पांच महीने तक बने रहेंगे, क्योंकि अगले 
साल वह 3। मई को सेवानिवृत्त होने 
वाले हैं। गोपालिका की जगह नंदिनी 
चक्रवर्ती राज्य की नई गृह सचिव बर्नी। 
वह लीना चक्रवर्ती के बाद यह पद 
संभालने वालीं दूसरी महिला बन गई हैं। 
वाम मोर्चा सरकार के दौरान लीना 
चक्रवर्ती 20 नवंबर ॥996 से सात 
सितंबर 998 तक राज्य की गृह 
सचिव थीं। 


भाजपा सांसद ने सिद्धरमैया पर 
उनके परिजनों को निशाना 
बनाने का आरोप लगाया 


भाषा। मैसुरु 


भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा ने रविवार को आगेप लगाया कि 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धस्मैया केवल अपने बेटे यतींद्र सिद्धरमैया को 
राजनीतिक रूप से फिर से स्थापित करने के लिए उनके परिवार को खत्म करने 
पर तुले हुए हैं। भाजपा सांसद ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री अगले साल 
होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए उन्हें निशाना 
बना रहे हैं। सिद्धर्मैया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नियमों का 
उल्लंघन करने वालों को ही गिरफ्तार किया जाता है, निर्दोषों को नहीं। प्रताप 
सिम्हा ने अपने भाई विक्रम सिम्हा की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान 
दिया, जिसे राज्य के हासन के एक खेत में अदरक उगाने के लिए बड़ी संख्या 
में पेड़ों की कटाई को लेकर गिरफ्तार किया गया है। विक्रम को शनिवार की 
शाम गिरफ्तार किया गया था और रविवार को उन्हें मेडिकल जांच के लिए 
अस्पताल ले जाया गया। मैसुरु-कोडागु से भाजपा सांसद ने यहां संवाददाताओं 
से कहाँ,मेरे भाई का नाम पहले प्राथमिकी में नहीं था। वह फरार भी नहीं था। 
फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिम्हा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री 
गिरफ्तारी करवाने से नहीं रुकेंगे। सांसद ने आरोप लगाया, बेटे के राजनीतिक 
भविष्य के लिए आप (सिद्धरमैया) प्रताप सिम्हा को रौंदने के सभी प्रयास करेंगे। 
आप मुझे बदनाम करोगे और मेरे परिवार को इसमें घसीटोगे। आप मेरे भाई को 
फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सिम्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने बेटे यर्तीद्र को 
दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मई 2023 में हुए विधानसभा 
चुनाव के दौरान अपने पिता के लिए वरुणा सीट खाली कर दी थी। 


केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव 
सुधांश पंत को कैडर राज्य 


राजस्थान वापस भेजा गया 
नई दिल्‍ली, 3। दिस्लंबर (भाषा) केंद्रीय 
स्वास्थ्य सपिव सुधांश पंत के उनके कैहर 
राज्य रजस्थान वापस भेज दिया गया है, 
जहां उन्हें मुख्य सचिव बनाए जाने की 
संभावना है। यह जानकरी एक अधिकरी ने 
रविवार के दी। पंत 99। बैच के भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी है 
कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, 
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शजस्थान 
सरकर के अनुशेध पर पंत के उनके मूल 
कैडर में वापस भेजने के मंजूरी दे दी है। 


आईएएस अधिकारी नितिन 
करियर महाराष्ट्र के नए 
मुख्य सचिव नियुक्त 


मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय 
प्रशाशनिक सेवा (आईएएस) के अधिकरी 
नितिन करियर के राज्य का अगला मुख्य 
सचिव नियुक्त किया है। कश्यिर महाराष्ट्र 
संवर्ग के।988 बैच के आईएएस अधिकारी है 
और फिलहाल आए मुख्य सचिव (वित्त) है। 
कश्यिर ने रविवार शाम के पदभार संभाला। 
उन्होंने वरिष्ठ नौकरशाह मनोज सौनिकवी 
जगह ली है। 


सर्दियों में दो लाख कम्बल 
बांटे जायेंगे 


वाराणसी। अग्रणी डीकार्बनाइजेशन 
समाधान प्रदान करने वाली कंपनी रिन्यू 
एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने गिए्ट वार्म्थ का 
9वाँ संस्करण शुरू करने की घोषणा की है। 
यह कड़ाके की ठंड में समाज के वंचित वर्गों 
की सहायता करने की एक पहल है। इस 
सालए रिन्यू ने दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजतत, ओडिशा 
और उत्तराखंड सहित विभिन्न रान्यों में 
2,00,000 से अधिक कम्बल बाँटने के लिए 
स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया है। यह 
कम्बल वितरण अभियान जनवरी तक 
चलेगाए ताकि सबसे अधिक ठंड पड़ने के 
दौरान इसका अधिकतम फायदा मिल सके। 
इस वर्ष रिन्यू राजस्थान में 5400 कंबल 
वितर्ति करेगा। हाल के वर्षों में उत्तर भारत 
के शन्यों में जलवायु पश्वि्तन के कारण 
चिलचिलाती ठंड पड़ती है, जिससे बेघर लोगों 
पर शीत लहर की भीषण मार पड़ती है। 


भाजपा-जजपा के सत्ता से 


बाहर करेगी जनता : दीऐंद्र 


कुस्क्षेत्र। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा 
ने रविवार के दावा किया कि जनता 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- 
जननायकजनता पार्ट (जजपा) सरकर 
के कथित बुशास्नन से तंग आ चुकी है 
और अगले साल होने वाले विधानसभा 
चुनाव में उसे सत्ता से बाहर करने केलिए 
वोट क्रेगी। 


बनर्जी के अगले 
सप्ताह के कर्यक्रमों को 
स्थगित किया गया 


भाषा। कोलकाता 


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता 
बनर्जी के अगले एक सप्ताह के निर्धारित 
कार्यक्रम रविवार को स्थगित कर दिए गए। 
एक अधिकारी ने यह जानकारी 
दी।अधिकारी ने बताया कि ममता के 
दाहिने कंधे के इलाज के कारण के बाद 
चिकित्सकों ने उन्हें आगम करने की सलाह 
दी है जिसके बाद उनके प्रस्तावित 
कार्यक्रमों को यल दिया गया है ममता को 
दो जनवरी को नेताजी इंडोर स्टेडियम में 
अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 
एक कार्यक्रम में शामिल होना था। उन्हें 
गंगासागर मेले की तैयारियों का जायजा 
लेने के लिए तीन जनवरी को दक्षिण 24 


भागवत ने कोलकता में तबला वादकबिक्रम घोष, 
अभिनेता विक्टर बनर्जी से मुलाकात की 


भाषा। कोलकाता 


राष्ट्रीय. स्वयंसेवक संघ 
(आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत 
ने रविवार को तबला वादक बिक्रम 
घोष और अभिनेता विक्टर बनर्जी से 
मुलाकात की। भागवत कोलकाता के 
दो दिवसीय दौरे पर हैं। भागवत ने 
घोष के साल्ट लेक स्थित आवास का 
दौरा किया और बंद कमरे में बैठक 
की घोष ने आरएसएस प्रमुख भागवत 
के जाने के बाद संवाददाताओं से 
कहा, उन्होंने (भागवत) काफी समय 
तक मेरी, मेरे गुरु पंडित एस शेखरजी 


(जाने माने मृदंगम वादक) और 
सितारवादक अभिषेक मलिक की 
एक प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता | प्रस्तुतियां सुनी तबला वादक घोष ने 
करने थी। कहा कि भागवत ने उनके घर पर 


परगना में सागर द्वीप का दौरा भी करना था 
और अगले दिन निकटवर्ती जॉयनगर में 


भोजन करने से पहले संगीत से लेकर 
कला सीखने तक, कई चीजों पर चर्चा 
की भागवत अभिनेता विक्टर बनर्जी 
के आवास भी गए और उनके साथ 


चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए 
शा थे।आरएसएस प्रमुख ने शनिवार को 
कोलकाता पहुंचने के तुरंत बाद आल 
इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष 
कल्याण चौबे से मुलाकात की। चौबे 
ने 20॥9 के लोकसभा चुनाव में 
कृष्णानगर सीट पर तृणमूल कांग्रेस 
की महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा 
के टिकट पर चुनाव लड़ा था।भागवत 
ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 
के पूर्व अतिरिक्त निदेशक उपेन 
बिस्वास से भी मुलाकात की थी, जो 
2044 और 20१6 तक ममता बनर्जी 
सरकार में मंत्री थे।भागवत का 


बैठक की। बनर्जी ने 399 के 
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता 
पार्टी (भाजपा) के टिकट पर 
कोलकाता उत्तर पश्चिम सीट से 


आरएसएस के प्रदेश मुख्यालय केशव 
भवन में बंद कमरे में एक 
संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता 
किए जाने का भी कार्यक्रम है। 


आर खेलते समय दिल का दौरा 
पड़ने से 22 वर्षीय युवक की मौत 


खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक गांव में 22 वर्षीय एक युवक 
की क्रिकेट खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई | रविवार को 
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।अधिकारी ने बताया कि जिले के 
बालवाड़ा थाना क्षेत्र के काटकूट गांव में शनिवार शाम को मैच में गेंदबाजी 
करते समय इंदल सिंह जादव बंजारा को बेचैनी महसूस हुई | बड़वाह सिविल 
अस्पताल के डॉ.विकास तलवार का कहना है कि युवक की मौत दिल का 
दौरा पड़ने से हुई है। डॉक्टर ने बताया कि युवक को मृत अवस्था में 
अस्पताल लाया गया था। डॉ. तलवार ने बताया कि बंजारा को अस्पताल 
लाने वाले लोगों के हवाले से बताया कि उसने मैच के दौरान सीने में दर्द 
की शिकायत की थी जिसके बाद युवक एक पेड़ के नीचे बैठ गया। 
शालीग्राम गुर्जर नामक एक ग्रामीण ने बताया कि मैच खत्म होने के बाद 
बंजारा ने बाकी खिलाडयिों से उसे अस्पताल ले जाने को कहा। उसे पास 
के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां से उसे बड़वाह सिविल अस्पताल 
रैफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 


लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के लेकर 
एमवीए में कोई खीचतान नही: संजय राउत 


भाषा। पुणे 


शिवसेना (यूबीटी ) नेता संजय 
राउत ने रविवार को कहा कि आगामी 
लोकसभा चुनाव के लिए सीट 
बंटवारे को लेकर महाविकास 
आघाडी (एमवीए) के सहयोगियों 
के बीच कोई खींचतान नहीं है। 
उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के 
नेतृत्व वाली पार्टी और दिल्‍ली तथा 
महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के बीच 
एक बेहतर समझ है राउत ने शुक्रवार 


को कहा था कि उनकी पार्टी अगले 
साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र 
की 48 में से 23 सीट पर लड़ेगी। 
प्रदेश कांग्रेस ने राउत की टिप्पणी पर 
तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 
इसके बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे 
ने शनिवार को कहा था कि वह ऐसा 
कुछ भी नहीं करेंगे जिससे एमवीए 
गठबंधन को कोई नुकसान पहुंचे। 
राउत ने पुणे में पत्रकारों से कहा कि 
उम्मीदवारों के चयन में जीतने की 
क्षमता मानदंड होगी। उन्होंने कहा, 


महाविकास आघाडी के घटक दलों 
के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर कोई 
खींचतान नहीं है। हम (शिवसेना- 
यूबीटी) और दिल्‍ली के साथ-साथ 
महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं के 
बीच अच्छी समझ है। गठबंधन को 
लेकर कुछ नेताओं की टिप्पणी पर 
ध्यान न दें। उन्होंने कहा, हम अपनी 
सीट की सूची के साथ तैयार हैं और 
टिकट उन उम्मीदवारों को दिया 
जाएगा जिनमें चुनाव जीतने कौ 
क्षमता होगी। 


भाषा। तिरुवनंतपुरम 


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 
रविवार को आरोप लगाया कि केरल 
में हाल ही में पार्ट में शामिल हुए 
ईसाई समुदाय के सदस्यों को कांग्रेस 
और मार्कूसवादी कम्युनिस्ट पार्टी 
(माकपा) के समर्थकों द्वारा 
ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा है। 
भाजपा राज्य में केरल में कुछ समय 
से ईसाई समुदाय को लुभाने में लगी 
है। भाजपा ने ईसाइयों को निशाना 
बनाए जाने में शामिल लोगों के 
खिलाफ कड़ी जवाबी कार्वाई की 


चेतावनी दी है। यह घटनाक्रम ऐसे 
समय हुआ है जब एक दिन पहले 
राज्य में ईसाई समुदाय का एक पादरी 
और करीब 50 परिवार भाजपा में 
शामिल हुए। भाजपा के एक प्रवक्ता 
ने दावा किया कि पार्टी में शामिल होने 
के बाद से ईसाई समुदाय के सदस्यों 
को ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा 
है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन 
ने संवाददाताओं से कहा, हम किसी 
भी कीमत पर उनकी रक्षा करेंगे। हम 
उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने 


वालों के खिलाफ पूरी ताकत से 
लड़ेंगे। कड़ा जवाब दिया जाएगा। 
भाजपा नेता ने आगरेप लगाया कि 
अल्पसंख्यक समुदाय का पार्टी में 
शामिल होना कांग्रेस और माकपा को 
बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है [सुरेंद्रन ने कहा 
कि भाजपा में शामिल होने वाले पादरी 
समेत अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों 
को धमकाया गया है। उन्होंने कहा कि 
उन्हें विभिन्‍न माध्यमों से अपमानित 
करने और व्यक्तिगत रूप से निशाना 
बनाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों 


को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भाजपा 
ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि 
दक्षिणी केरल के पत्तनमतिट्य जिले में 
ऑर्थोडॉक्स चर्च निलाक्कल भद्रसानम 
के सचिव फादर शैजू कुरियन समेत 
करीब 50 ईसाई परिवार शनिवार को 
केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की मौजूदगी 
में भाजपा में शामिल हो गए। पार्ट ने 
कहा कि केरल कांग्रेस (जैकब) गुट के 
कई लोग भी शनिवार को मध्य केरल के 
त्रिशूर जिले में प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन 
की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। 


रल में पादरी, 50 ईसाई परिवार भाजपा में शामिल 


७ पतण्वारों पर कंग्रेस और माकगा के समर्थकों द्वार ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा 


भाजपा ने अल्पसंख्यकों के अपने खेमे 
में शामिल होने का श्रेय नरेन्द्र मोदी के 
नेतृत्व वाली सरकार के नेतृत्व में 
विकास के दूरदर्शी दृष्टिकोण को 
दिया। इसने कहा, पिछले एक दशक 
में मोदी सरकार ने विकास के प्रति 
मजबूत समर्पण दिखाया है। यह 
अल्पसंख्यकों को भाजपा का समर्थन 
करने और पार्टी में शामिल करने के 
लिए प्रेरित करने की प्रमुख वजह है। 
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब 
भाजपा ने राज्य में ईसाई समुदाय को 
जोड़ने के मकसद से अपनी स्नेह 
यात्रा फिर से शुरू कर दी है। 


ष्न्न्म्म््ब्ग्म्न्न्६६ त्त्कि त्यूज "गा" 
पोइला बोइसाख को पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस 
घोषित किया गया 


कोेलकता। पश्चिम बंगाल सरकर ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोइसाख के णज्य 
दिवस और नोबेल पु्त्कर विजेता खवीन्द्रनाथ टैगोर द्वाय लिखित बांग्लार मारी बांग्लार जल के 
राज्य गीत घोषित किया है। एक आधिकर्कि अधिसूचना में यह जानकरी दी गई। राज्य के 
निवर्तमान मुख्य सचिव एच के दिवेदी द्वार शनिवार के जारी एक आदेश के मुताबिक राज्य दिवस 
के बांग्ला दिवस कहा जाएगा। आदेश में पश्चिम बंगाल में सभी आधिकश्कि समारेहों की 
शुर्आत में रज्य गीत के बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सपिव एच केद्विवेदी ने आदेश 
में कहा, सावधानीपूर्वक विचार कहने के बाद, यह घोषित किया जाता है कि पोइला बोइसाख 
(बंगाली कैलेंडर वर्ष केवैशाख महीने क पहला दिन) के रज्य दिवस केख्व में मनाया जाएगा 
और इसे बांग्ला दिवस नाम दिया जाएगा। आधिकश्कि अधियूचना के मुताबिक रवीन्द्रनाथ टैगोर 
द्वार रचित गीत बांग्लार मारी बांग्लार जल रज्य गीत होगा जिसके गाए जाने का अनुमानित 
समय एक मिनट 59 सेकंड है। आदेश के अनुसार जब शज्य गीत बजाया जाएगा तो सभी के 
सावधान की अवस्था मे खड़ा होना चाहिए और इसके सामूहिक गायन के प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए। आधिकश्कि अधियूचना में कहा गया, राज्य दिवस पश्चिम बंगाल केसभी लोगों द्वारा हर 
साल सम्मान और गश्मा केसाथ मनाया जाएगा। शज्य सरकर के सभी समाशेहों की शुरुआत 
केअवसर पर पूरे सम्मान केसाथ रज्य गीत अनिवार्य स्वर से बनाया जाएगा और समापन पर 
राष्ट्रगान अनिवार्य स्तर से बजाया जाएगा। सितंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बंगाली 
कैलेंडर के पहले दिन पोइला बोइसाख के रज्य दिवस के स्तर में तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर के गीत 
बांग्लार मार बांग्लार जल के णज्य गीत केस में घोषित करने क॒ एकप्रस्ताव पारित किया था। 


कंग्रेस ने केश्ल में माकपा पर राम मंदिर संबंधी 
निमंत्रण पर विवाद पैदा करने का आरेष लगाया 


केच्चि। कंग्रेस की केशल इकाई ने रविवार के आशेष लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ माका 22 
जनवरी के अयोध्या में गम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारेह के लिए कुछ कंग्रेस नेताओं को मिले 
निमंत्रण पर अनावश्यक सा से विवाद पैदा कर रही है। यह टिप्पणी तब आई जब मार्कूसवादी 
क्युनिस्ट पार्त (माकाा) ने कहा कि कंग्रेस अनिर्णय की स्थिति मे है और यह नही बता रही है 
किनिमंत्राण पाने वाले इसके अध्यक्ष मल्लिकर्नुन खएे, पूर्व पार्ट प्रमुख सोनिया गांधी और 
लोकसभा मे नेता अधीए रंजन चौधरी सहित प्रमुख नेता समाणेह मे शामिल होगे या नही। केरल 
विधानसभा में विष के नेता वी. डी. सतीशन ने वाम दल पर आरेष लगाया किवह इस मुद्दे क॒ 
इस्तेमाल समाज में विभाजन पैदा करने के लिए कर रहा है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से 
कहा,माकाा अयोध्या क॒ गजनीतिकरण कर रही है। कंग्रेस के पार्ट के सवा में रम मंदिए प्राण 
प्रतिष्ठा समाशेह मे आमंत्रित नही किया गया है। कुछ व्यक्तियों के आमंत्रित किया गया है। पार्टी 
इस बारे में सोचेगी और इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने माक्या की आलोचना करते हुए कहा कि 
वह भाजपा की तरह ही जाति और धर्म केनाम पर समाज में विभाजन पैदा कर रही है। इस कुद्द 
पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वार अपनाए गए रख की सराहना करते हुए 
सतीशन ने कहा किउसने सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी है जिससे किसमाज में केई विभाजन न 
हो। विपक्षी नेता ने केशल के मुसलमानों के बीच महत्वपूर्ण आधार वाले समस्त केरल जेम- 
इस्याथुल उलमा के रख की भी प्रशंसा की, जिसने कहा था कि समारोह में पाहे जो भी शामिल 
हो, समुदाय की भावनाओं के ठेस नही पहुंपेगी। सतीशन ने माकपा केरख की आलोचना करते 
हुए कहा कियह शर्मनाकहै किवे चुनावी राजनीति केलिए ऐसे मुद्दे क इस्तेमाल करेगे। उन्होंने 
दोहणया कि कंग्रेस समाणेह में अपने नेताओं के भाग लेने के मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचाए- 
विमर्श करेगी तथा निर्णय लेगी। सतीशन ने कहा कि अयोध्या मुद्दे पर सावधानी बरती जानी 
चाहिए। माका पहले ही घोषणा कर चुकी है कि उसके प्रतिनिधि समारेह में शामिल नही होंगे। 
इसने इसे आम चुनाव से पहले भाजपा क॒ राजनीतिक कदम बताया है। माकागा की उपस्थिति 
केवल केरल मे है, जिससे पता चलता है किउत्चकेपास खोने केलिए कुछ भी नही है क्योकि भारत 
के अन्य हिस्यों में उसकी ज्यादा उपस्थिति नही है। 


केरल : एसएफआई ने शिक्षा में सांप्रदायिक एजेंडे के 


विदेध में राज्यपाल का पुतला फूंका 

कन्नूर (केशल)। केरल में सत्ताल्ढ़ मार्दूखवादी क्युनिस्ट पार्त (माकगा) के छात्र संगठन स्टूडेंट 
फेहरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने रविवार शाम यहां परयाम्बलम समुद्र तट पर राज्यपाल आत्फि 
मोहम्मद खान क्र एकविशाल पुतला फूंका और उनके आए हज्य के शिक्षा क्षेत्र क॒ झांप्रदायिवीकशण 
करने क आशेष लगाया।खान और सत्ताल्ह माकाा के बीच पिछले तुछ समय से जुबानी जंग जादी 
है।एसएफआई की प्रदेश इक्कई के अध्यक्ष के अनुश्री ने खान जैसे दिखने वाले 30 फुट उ्रे पुतले के 
रविवार शाम के आग लगा दी। वही छात्र संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं ने इस दौद्वन नारे 
लगाए।एसएफआई ने कहा किकुलाधिपति के रुप में खान द्वार धज्य केविश्वविद्यालय सीनेट में हिंदू 
दक्षिणपंथी कर्यकर्ताओं केनामांकन केखिलाफ विशेध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। संवाददाताओं 
से बात करते हुए अनुश्री ने बताया किइञ् उम्मीद से पुतला जलाया गया किनववर्ष में धज्यपाल रज्य 
केउच्च शिक्षा क्षेत्र में सांप्रदायिक एजेंडे के आगे बढ़ाने से परहेज करेगे 


केरल के अलणुझ्ा में डेह | बरपणएजरपदाउउ 
साल के बच्चे के मां और है 
उसके पुर मित्र ने इंडे से 

पीटा, अस्पताल में भर्ती 


नियाएज ##एाए &(सराआझजा, जिस्ला॥30, ४९४ 0७0 
धॉं98 ॥8950000 007४७/३४08 9880 ॥##70७097 शि॥- 
७०७५ 0श॥| 9०५०. ४०, 762, ज 08009 04,02.2023 9 
57 ४-४ 0७0॥॥ ७१७७८००७७७ 0०५ ?0. ॥#$ 800५७- 
॥॥्रा0760 97070७79 5 90०09 40 ०6 ॥४०7093096 था 
6609 89 निशक्षालंओा 50७79085 (700, ॥# ७79 

अलप्पुझा ( केरल ) । केरल के तखवर्ती २७॥5०/8॥आ।/नात्राठंवबा #एाता 8५79. ॥09 

जिले अलपुझा में डेढ़ साल के एक बच्चे 

की उसकी मां और उसके पुरुष मित्र ने 

कथित तौर पर डंडे से पियई कर दी, 

जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची है। पुलिस ने 

रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने 

बताया कि बच्चे को सरकारी मेडिकल 


० ५: | कं, ०० की ० :५: | 
॥898/0 ॥0 800४8 797070क्‍५, 00000 ॥00॥80 (0 08 
एा0छ5ाफ60 ढाजाए शो 900ए7शांत्राए ७श०श०8७ 
एा9७/ 890/855 ॥॥)0097 ॥एांडाए४९9 #(/0 सात ॥4 
98)5 ॥णा। ॥ 0द्वां8 र ?एएट्यॉका छा #॥6 ०0008 
46 शशाली भाए ला, (0७0 0 00]|७2007॥ ॥8॥ 0७ 
0७077000 0 ॥8५8 0७७॥ ५४४७४५७०. 

#७४ 2 59009, 


83 76826374 


कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, [ 


जिसके एक हाथ की हड्डी टूट गई है। 
पुलिस ने बताया कि डंडे से पिटाई 
किए जाने के कारण बच्चे के पूरे शरीर 
पर चोट के निशान हैं। यह घटना 
रविवार को कुठियाथोड़ु थाना क्षेत्र में घटी। 
मां के पुरुष मित्र ने बच्चे कौ पिटाई करने 
के बाद उसे उसके पिता के घर पहुंचा 
दिया। बच्चे के माता-पिता अलग हो गए 
हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने बच्चे की 
मां और उसके पुरुष मित्र के खिलाफ 
भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय 
अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया 
है, लेकिन अभी तक दोनों को 
गिरफ्तार नहीं किया गया है। 


208॥6 ॥४०06६८ 


प॥ & (0 ब्राजा। ॥8 एुआआअउं 900८ हम 9. #0॥5॥0# 
चञंध3$3४3 & ॥#8 0भ्राश रण गिफुशां॥ 0. 8-42 (00 
207शा) ४0. 40) 288 7835076 50 94. /05. ०७ ० 
#0859३ ।०, 603. 59॥00960 ॥ (७७७॥०7260 (00/0॥) 
शैक्षौ3श &॥09४6 रिआ ॥ & ॥ (॥आ। ६३७७ 086. ॥6 
300ण७ाए0 ॥॥8 ३0078 ज़एशां॥ #00॥02900॥ 509 69890 
04.व,2023 ५४७७ ७०८. ५0. 2023//6॥/308 6५७८७७७ ०) 
008. जा. #0॥आ2९ ञआंध359४3 5 ॥0%# 5.॥0 [6 
58000 नि०त #र्र]00 एज #975 ० 08 30078 5४0 
न्िएएभां) 00 आ, #क्रातजशाताउ (जाआ आएं जाति आओ, 
वश (जाओ $ 0जशा॥) ॥ 06 900855 जज त0णा- 
99979 ॥#॥86 अऑ0आ३#00020 0007 रह /५७)8 98 
॥00॥॥9 जि।॥08 (आओऑ0. 8) 009/४075 0। 0005 
॥एकुआ7॥0 [5 उ_53रीजा 000 06 89580 शा 8 
92१09 ० 07 39)$ #जा) #8 9308 0 ॥%5 900४2 ॥0008. 
#५ 00|0/४005 $0७00॥20 भीक्ष 06 0०॥9/0॥0॥ 0 ॥॥5 
07-39) 9शभां0०५ थां॥ ॥0 08 ०आआए0श8० फाए भा] 
॥897980 ॥0 ॥#8 5३0 छ़एफुशां) जा 08 ग्रांशछ85$ 0 00 
लाश, ॥ आ/णजा8 भ्रांड॥85 ॥0 ॥958 9 00]92000, 98358 
00 50 थ्राँ!॥ ॥6 5#90७०७० 07-49) 90#00 0) ०00॥90070 
[90 ४शलॉ35: भा (80५90८385 & ( ७53 (05095) ० 
(08 ४०0. ॥, ॥ञ 800, 800009 ४०. 8-44/8, 5060 
6, ॥५0/03, एाभ 2३08५॥-20430] 
[आ0भक४5):+90420-30683/4562809. 

#नाओ: 30000758॥/0000#.॥ 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, । जनवरी 2024 


गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध कई माह और चलेगा 


७ इजराइल के प्रधानमंत्री 
नेतन्याहू ने की घोषणा 


एपी। गाजा पट्टी 


इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन 
नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि गाजा 
में हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध 
अभी कई महीनों तक जारी रहेगा। 
नेतन्याहू की इस घोषणा के साथ ही 
उन्होंने एक प्रकार से संकेत दिया कि 
वह युद्ध के कारण आम नागरिकों की 
मौत के बढ़ते आंकड़ों, खाद्य सामग्री 
की घोर कमी और बड़े पैमाने पर लोगों 
के विस्थापन के बीच युद्धविरम की 
अंतरराष्ट्रीय मांग को नहीं मानेंगे। 
इजराइली प्रधानमंत्री ने अमेरिका के 
राष्ट्रति जो बाइडन के प्रशासन को 
निरंतर समर्थन देने के लिए उसका 


आभार व्यक्त किया। बाइडन प्रशासन 
ने इस महीने दूसरी बार इजराइल को 
आपात हालात में हथियारों की बिक्री 
को मंजूरी दी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद के उस प्रस्ताव पर भी रोक 
लगाई जिसमें तत्काल युद्ध विराम की 
मांग की गई थी। इजराइल का कहना है 
कि इस वक्‍त युद्ध समाप्त करना एक 
प्रकार से हमास की जीत होगी। वहीं 
बाइडन प्रशासन का भी यही मानना है 
हालांकि उसने इजराइल से ऐसे कदम 
उठाने का लगातार आग्रह किया है 
जिससे फलस्तीनी नागरिकों को 
नुकसान नहीं पहुंचे। 

नेतन्याहू ने शनिवार को टेलीविजन 
पर अपने संबोधन में कहा, जैसा की 
चीफ ऑफ स्थफ ने इस सप्ताह कहा 
था कि युद्ध अभी कई माह चलेगा। मेरी 
नीति स्पष्ट है। हम तब तक लड़ाई जारी 


- 


रखेंगे जब तक हमें युद्ध के इच्छित 
परिणाम हासिल नहीं हो जाएं। इसमें 
पहला और सबसे जरूरी है हमास का 
सफाया और सभी बंधकों की रिहाई। 
गाजा में हमास के कब्जे में अब भी 
20 से अधिक बंधक हैं। हमास के 
चरमपंथियों ने सात अक्टूबर को 
इजराइल पर हमला करके 240 से 
अधिक लोगों को बंधक बना लिया था 
हालांकि बाद में एक समझौते के तहत 


हमास ने बड़ी संख्या में बंधकों को रिहा 
किया वहीं इजराइल ने उसकी जेलों में 
बंद फलस्तीन के लोगों को आजाद 
किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाजा में 
शनिवार को कहा कि युद्ध शुरू होने के 
बाद से फलस्तीनी मृतकों की संख्या 
बढ़कर 2,672 हो गई है, जबकि इसी 
अवधि के दौरान 56,65 लोग घायल 
हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ 
अल-किद्रा ने बताया कि पिछले 24 
घंटे में 465 लोगों की मौत हो गई। 


मध्य गाजा में इजराइल 
केहमले में कम से 
कम 35 व्यक्ति मारे गए 


दीर अल-बलाह ( एपी )। मध्य गाजा 
में इजराइल द्वाय रविवार को किए गए 
हमलों में कम से कम 35 व्यक्ति मारे 


गए। यह जानकारी अस्पताल 
प्राधिकारियों ने दी। इजराइल की सेना 
ने गाजा के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। 
सेना ने कहा कि इजराइली सेना गाजा के 
दूसरे सबसे बड़े शहर, खान यूनिस में 


कार्रवाई कर रही है। निवासियों ने छोटे |. 


क्षेत्र के मध्य भाग में हमलों की सूचना 
दी। युद्ध ने व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की 
आशंका उत्पन्न कर दी है। अमेरिकी 
सेना ने रविवार को कहा कि उसने लाल 
सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा 


एक कंटेनर जहाज की ओर दागी गई दो |। 


जहाज-रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों को 
मार गियाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 
कहा कि कुछ घंटे बाद, चार नावों ने 
उसी जहाज पर हमला करने की कोशिश 
की, लेकिन अमेरिकी सेना ने गोलीबारी 
की, जिसमें चालक दल के कई सशस्त्र 
सदस्य मारे गए। 


नववर्ष के स्वागत के लिए सिडनी में जमकर आतिशबाजी की गयी 


चीन की अर्थव्यवस्था पहले से अधिक लचीली: शी 


बीजिंग ( भाषा )। चीन के राष्ट्रपति 
शी चिनफिंग ने रविवार को कहा कि देश 
की अर्थव्यवस्था पहले से अधिक 
लचीली और गतिशील हो गई है और 
उन्होंने आर्थिक सुधार की गति को 
मजबूत करने तथा दीर्घकालिक आर्थिक 
विकास हासिल करने के लिए काम करने 
का संकल्प लिया। 

शी ने अपने नववर्ष संदेश में कहा, 
हम कठिन राहों से गुजरे हैं, रास्ते में 
खुशनुमा नजारे भी देखे हैं और कई 
वास्तविक उपलब्धियां हासिल की हैं। 
हम इस वर्ष को कड़ी मेहनत और दूढ़ता 
केरूप में याद रखेंगे। आगे कदम बढ़ाते 
हुए हमें भविष्य को लेकर पूरा भरोसा है। 
सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की 
रिपोर्ट के अनुसार, शी ने कहा कि जैसे 
ही चीन ने कोविड-9 से लड़ने के 
प्रयासों की दिशा में एक बेहतर बदलाव 
महसूस किया, इसकी अर्थव्यवस्था ने 


सुधार की रफ्तार पकड़ी और वर्ष 2023 
में उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे 
बढ़ाने में लगातार प्रगति हुई है। उन्होंने 
कहा, तृफान का सामना करने के बाद 
चीनी अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में 
अधिक लचीली और गतिशील हो 
गई है। 

शी ने कहा कि चीन ने अपनी 
विकास यात्रा जारी रखते हुए दुनिया को 
भी गले लगाया है और एक प्रमुख देश 
के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 
राष्ट्रपति ने अगले वर्ष चीन की स्थापना 
की 75वीं वर्षगांठ के मद्देनजर कहा कि 
उनकी सरकार चीनी आधुनिकीकरण को 
दृढ़ता से आगे बढ़ाएगी, सभी मोर्चों पर 
नए विकास दर्शन को पूरी तरह और 
ईमानदारी से लागू करेगी, नए विकास 
प्रतिमान स्थापित करने में तेजी लाएगी, 
उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा 
देगी । उन्होंने कहा कि चीन विकास और 


सुरक्षा दोनों को आगे बढ़ाएगा। 

शी ने कहा, हम आर्थिक सुधार की 
गति मजबूत करेंगे और स्थिर एवं 
दीर्घकालिक आर्थिक विकास हासिल 
करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह 
भी कहा कि चीन, हांगकांग और 
मकाओ को उनकी विशिष्ट शक्तियों के 
इस्तेमाल में समर्थन देना जारी रखेगा। 
उन्होंने कहा, चीन निश्चित रूप से फिर 
से एकीकृत होगा और ताइवान 
जलडमसख्मध्य के दोनों छोर के सभी 
चीनवासियों को समान उद्देश्य की साझी 
भावना से बंधा होना चाहिए और चीनी 
राष्ट्र के कायाकल्प के प्रयास में हिस्सा 
लेना चाहिए। चीन, ताइवान को अपने 
से अलग हुए एक प्रांत के रूप में देखता 
है। बीजिंग ने स्वशासित ताइवान को 
चीन में मिलाने के लिए बल के 
संभावित उपयोग से इनकार नहीं 
किया है। 


पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी 
ने कहा, पीपीपी के समर्थन के बिना 
कोई सरकार नहीं बन सकती 


लाहौर ( भाषा )। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने 
शनिवार को कहा कि आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव के बाद 
पाकिस्तान पीपुल पार्टी (पीपीपी) के समर्थन के बिना केंद्र में कोई सरकार 
नहीं बन सकती। गिलानी ने मुल्तान में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित 
करते हुए कहा, एक बात आपको बता दूं, पीपीपी के समर्थन के बिना 
(इस्लामाबाद में ) कोई सरकार नहीं बन सकती। डॉन समाचार पत्र की 
खबर में जिलानी के हवाले से कहा गया है, पीपीपी (पूर्व मंत्री बिलावल 
भुट्योे जरदारी नीत) पाकिस्तान में विचारधारा वाली एकमात्र पार्टी है। 
मानवाधिकारों, संविधान की रक्षा, कानून के शासन, महिला सशक्तिकरण 
और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए इसकी कुर्बानियां सबके सामने हैं। 
पीपीपी के वरिष्ठ नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्वतंत्र और 
निष्पक्ष चुनाव कराना पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। पूर्व 
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज 
(पीएमएल-एन) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि चुनाव 
में सभी (पार्टियों) के लिए समान अवसर होना चाहिए और किसी को भी 


तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। 


दुनियाभर में नए साल के आगमन का जश्न 
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2024 ने दी दस्तक 


कैनबरा( एपी )। न्यूजीलैंड का 
आकलैंड पहला प्रमुख शहर बन गया 
है, जहां नववर्ष 2024 दस्तक दे चुका 
है। नए साल के आगमन पर देश के 
सबसे लंबे यवर स्काई यवर पर हजारों 
लोगों ने जमकर जश्न मनाया और 
आतिशबाजी की। हालांकि इस साल 
नववर्ष के जश्न पर यूक्रेन और गाजा में 
जारी युद्ध का असर देखने को मिला, 
जिसके चलते जश्न फीका पड़ गया है 
और दुनिया के कई हिस्सों में तनाव 
बढ़ा है। कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई 
है और कुछ जगहों पर नववर्ष की पूर्व 
संध्या पर होने वाले कार्यक्रम रद्द कर 
दिए गए हैं। 

आकलैंड में रविवार को हल्की 


बारिश हुई। ऑकलैंड में 47 लाख 
लोगों के नववर्ष का जश्न मनाने का 
अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 
हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी और लाइट 
शो देखने को मिला। सिडनी में हर बार 
की तरह इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता 
इंतजाम हैं, जहां 90 लाख से अधिक 
लोगों के नववर्ष का जश्न मनाने का 
अनुमान है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर 
में, अधिकारी और कार्यक्रमों के 
आयोजकों ने कहा कि वे नववर्ष का 
जश्न मनाने आने वालों के स्वागत और 
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 
तैयार हैं। सुरक्षा को लेकर संवाददाता 
सम्मेलन में न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक 
एडम्स ने कहा कि नववर्ष के जश्न को 


३. 


कोई खास खतरा नहीं है। गाजा में 
इजराइल-हमास युद्ध के कारण न्यूयॉर्क 
में दैनिक विशेध प्रदर्शनों के बीच, 
पुलिस ने कहा कि नववर्ष को लेकर 
खास इंतजाम किए गए हैं और एक 
बफ्र जोने होगा, जिससे प्रदर्शनों से 
बचने की संभावना है। फ्रांस की 
राजधानी पेरिस में नए साल की पूर्व 
संध्या का जश्न 2024 पेरिस ओलंपिक 
खेलों पर केंद्रित होगा। स्थानीय 
अधिकारियों ने नए साल की पूर्व संध्या 
पर चैंप्स एलिसीजु पर और इसके 
आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध 
लगा दिया है, और लोग कांच की 
बोतलों तथा फ्लास्क के साथ इस क्षेत्र 
में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 


अमेश्का की येना ने लाल 
सागर में बैलिस्टिक 
मिलाइलों को नाकाम किया 


एपी। बेरूत 


अमेरिकी सेना ने रविवार को दावा 
कि उसने लाल सागर में यमन के 
हुती विद्रोहियों द्वार एक मालवाहक 
जहाज को निशाना बनाकर दागी गई 
दो पोत-रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों 
को मार गिराया। अमेरिकी मध्य 
कमान ने बताया कि मिसाइल दागने 
के कुछ घंयें के बाद ही चार नौकाओं 
पर सवार हथियारबंद हमलावर ने 
उसी जहाज को निशाना बनाने की 
कोशिश की लेकिन उसके द्वारा की 
गई गोलीबारी में कई बंदूकधारी मारे 
गए। कमान के मुताबिक इस घटना 
में पोत सवार किसी को नुकसान नहीं 
हुआ। 

मध्य कमान ने एक बयान में 
कहा कि सिंगापुर के ध्वज वाले मा 
हमले से पहले शनिवार रात को भी 
दक्षिणी लाल सागर पार करते समय 
वे एक मिसाइल की चपेट में आ गए 
थे और उन्होंने सहायता का अनुरोध 
किया था। बयान के मुताबिक 
अमेरिकी नौसेना के पोत यूएसएस 
ग्रेवले और यूएसएस लैबून ने 
अनुरोध पर कार्वाई की। डेनमार्क के 
स्वामित्व वाला जहाज कथित तौर पर 
समुद्र में चलने योग्य था और किसी 
को चोट नहीं आई थी। 

मध्य कमान के तहत, 9 नवंबर 
के बाद से अंतरराष्ट्रीय जहाजगनी पर 
हुती विद्रोहियों द्वार किया गया यह 


23वां अवैध हमला है। एक अन्य 
बयान में मध्य कमान ने कहा कि 
उसी जहाज ने ईरान समर्थित हुती 
विद्रोहियों की चार छोटी नौकाओं 
द्वारा दूसरे हमले के बारे में आपात 
संदेश दिया। 

मध्य कमान ने कहा, हमलावरों 
ने महज 20 मीटर (लगभग 65 
फीट) की दूरी से मेर्सक हांग्जो 
जहाज पर छोटे हथियारों से 
गोलीबारी की। मध्य कमान ने कहा 
कि जहाज पर तैनात सुराक्षाकर्मियों 
ने जवाबी कार्वाई कौ। यूएसएस 
ड्वाइट डी. आइजनहावर और 
ग्रेचली विमान वाहक पोत पर तैनात 
हेलीकॉप्टर ने आपात संदेश पर मौके 
पर पहुंचे और हमलावरों को मौखिक 
चेतावनी दी लेकिन नौकाओं पर 
सवार होकर आए हमलावरों ने 
हेलीकॉप्टर पर ही गोलियां चलानी 
शुरू कर दीं। बयान में कहा गया, 
अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर से 
सैनिकों ने आत्मरक्षा में गोलीबारी 
की, जिससे चार में से तीन नावें डूब 
गईं और चालक दल के सदस्य मारे 
गए जबकि चौथी नाव में सवार 
घटनास्थल से नौका सहित भाग गए। 
ईरान समर्थित हुती ने लाल सागर में 
जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ली 
है। उसका कहना है कि वह इजराइल 
से जुड़े या इजराइली बंदरगाहों की 
ओर जाने वाले जहाजों को निशाना 
बना रहे हैं। 


इंडोनेशिया में स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद और रोहिंग्या शरणार्थी पहुंचे 


एपी। मेदान 


हफ्तों तक समुद्री सफर करने के 
बाद लगभग ॥50 रोहिंग्या शरणार्थी 
इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में 
एक समुद्र तट पर पहुंचे, जिनमें 
ज्यादातर भूखे और कमजोर महिलाएं 
और बच्चे हैं। अधिकारियों ने 
रविवार को यह जानकारी दी। ग्राम 
प्रधान मुहम्मद अमीरुद्दीन ने कहा 
कि 53 पुरुषों, 39 महिलाओं और 
55 बच्चों का समूह शनिवार देर रात 
लंगकट जिले के करंग गादीह समुद्र 
तट पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि 
एक जर्जर, क्षतिग्रस्त लकड़ी की 
नाव जो उन्हें बांग्लादेश से लेकर 
आई थी, गांव से कुछ ही दूरी पर 
एक प्रकाश स्तंभ द्वीप के तट पर 


७ इनमें अधिकांश भूखे 
और कमजोर महिलाएं व 
बच्चे शामिल हैं 


७ एक जर्जर क्षतिग्रह्त 
नाव बांग्लादेश से इन्हें 
लेकर इंडोनेशिया पहुंची 


बंधी हुई थी। 

लंबी यात्रा के बाद शरणार्थियों 
में से पांच बीमार हो गए थे और 
स्थानीय निवासियों ने उन्हें भोजन 
और पानी दिया। वे उनके आगे का 
ठिकाना तय करने के लिए 
आप्रवासन और स्थानीय 
अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार 


कर रहे थे। हालांकि, स्थानीय 
निवासी अपने समुदायों में 
शरणार्थियों को नहीं चाहते हैं, और 
पिछले सप्ताह कई लोगों ने हाल ही 
में रोहिंग्या के आने का विरोध किया 
था। अमरुद्दीन ने कहा, हमने उनकी 
मदद की क्योंकि वे भूख और 
निर्जलीकरण के कारण बहुत 
कमजोर हो गए थे लेकिन कई लोग 
उन्हें हमारे गांव में रहने नहीं देना 
चाहते क्‍योंकि वे बाद में केवल 
समस्याएं ही पैदा करेंगे। उन्होंने कहा 
कि शरणार्थियों में से एक ने 
अधिकारियों को बताया कि वे 
बांग्लादेश के कॉक्‍्स बाजार शरणार्थी 
शिविर से इंडोनेशिया के लिए रवाना 
हुए और एक प्रकाश स्तंभ द्वीप पर 
पहुंचे। म्यांमा में सुरक्षा बलों के 


कठोर उग्रवाद विरोधी अभियान से 
बचने के लिए लगभग 740,000 
रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे 
लेकिन वहां स्थिति खराब है जिसकी 
वजह से वे पलायन कर रहे हैं। 
इंडोनेशियाई में भी इनका विरोध बढ़ 
रहा है। छात्रों की भीड़ ने बुधवार को 
आसेह प्रांत की राजधानी बांदा 
आसेह में एक स्थानीय सामुदायिक 
हॉल पर हमला कर दिया था जहां पर 
जहां 37 रोहिंग्या ने शरण ले रखी 
थी। 


मेक्सिको और वेनेजुएला 
ने शश्णार्थियों की वापत्ली 
का अभियान शुरूकिया 


मेक्सिको सिटी ( एपी )। मेक्सिको 


और वेनेजुएला ने शनिवार को घोषणा 
की कि उन्‍होंने मेक्सिको में वेनेजुएला 
के शरणार्थियों को वापस लाने के 
लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। 
यह कदम लोगों को बड़ी संख्या में 
अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के 
लिए उठाया गया है। प्राधिकारियों का 
कहना है कि हर दिन कम से कम 
१0,000 शरणार्थी अमेरिका-मेक्सिको 
सीमा पर पहुंच रहे हैं ,जिनमें से बड़ी 
संख्या में लोग शरण पाने के इच्छुक 
हैं। वापसी उड़ानें शुरू करने का 
फैसला तब लिया गया जब इस 
सप्ताह मुख्यतः वेनेजुएला के हजारों 
लोगों का काफिला दक्षिण मेक्सिको 
से आगे बढ़ा। लोगों को वापस लाने 
संबंधी ए उड़ानें अक्टूबर में मेक्सिको 
में हुई एक शिखर वार्ता के दौरान 


क्षेत्रीय नेताओं के बीच बने एक 
समझौते का हिस्सा हैं जिसका मकसद 
प्रवास का समाधान तलाशना है। 

मेक्सिको के विदेश मंत्रालय ने 
कहा कि दोनों देशों ने शुक्रवार को 
एक उड़ान और शनिवार को दूसरी 
उड़ान के साथ स्वदेश वापसी शुरू की 
है। यह प्रवास के मुद्दों पर सहयोग 
मजबूत करने का प्रयास है। मेक्सिको 
सरकार ने कहा कि उसने गत 20 
जनवरी को भी 40 लोगों के साथ 
ऐसी ही उड़ान का संचालन किया था। 
हाल के वर्षों में सीमा पर बड़ी संख्या 
में शरणार्थियों के पहुंचने के कारण 
अमेरिकी सरकार ने लातिन अमेरिकी 
देशों पर शरणार्थियों को उत्तरी सीमा 
की ओर बढ़ने से रोकने के लिए दबाव 
डाला है। 


पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 
बम धमाके में दो बच्चों की मौत 


कराची (भाषा )। पाकिस्तान के 
अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस 
थाने को निशाना बनाकर बम धमाका 
किया गया जिसमें दो बच्चों की मौत हो 
गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। 
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह 
घटना शनिवार को प्रांत के बोलन जिले 
के माच इलाके में हुई। पुलिस के एक 
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बम 
जेल रोड पर पुलिस थाने की इमारत के 
ठीक पीछे एक ठेले के नीचे छुपाया 
गया था। थाने के करीब ही एक छोय 
सा बाजार है। उन्होंने कहा, बम धमाका 
रिमोट से किया गया जिसमें पास से 


गुजर रहे 40 और १2 वर्ष के दो बच्चों 
की मौत हो गई। धमाके में घायल चार 
अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया 
गया। पुलिस मामले की जांच कर रही 
है। बलूचिस्तान में आतंकवादी अक्सर 
सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हैं। 


बलूचिस्तान में सुरक्षा 
बलों से मुठभेड़ में पांच 
आतंक वादी मारे गए 


कराची (भाषा )। पाकिस्तान के 
अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक 
मुठभेड़ में पांच आतंकवादियों को मार 


गिराया गया। सेना ने रविवार को यह 
जानकारी दी। सेना की मीडिया शाखा 
इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस 
(आईएसपीआर) के अनुसार, 
खुफिया जानकारी प्राप्त होने के बाद 
शनिवार और रविवार की दरमियानी 
रात एक अभियान के दौरान सैनिकों 
और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त 
मुठभेड़ हुई, जिसमें पांच 
आतंकवादियों को मार गिराया गया। 
सेना के मुताबिक, आतंकवादियों के 
ठिकाने का भी भंडाफोड़ कर हथियार, 
गोला-बारूद व विस्फोटकों का 
जखीरा बरामद किया गया है। 


मिशिगन में घर में 
विस्फोट, चार की मौत 
और दो लोग घायल 


डेट्रोइडट (एपी )। अमेरिका के 
मिशिगन में एक घर में शनिवार को 
हुए जबरदस्त विस्फोट में चार लोगों 
की मौत हो गई और दो अन्य लोग 
घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, 
विस्फोट इतना तेज था कि उसकी 
आवाज कई मील तक सुनाई दी। 
विस्फोट शाम चार बजे से पहले 
डेट्रोडट से लगभग 72.4 किलोमीटर 
पश्चिम में नॉर्थफील्ड टाउनशिप में 
हुआ। उन्होंने बताया कि धमाका इतना 
तेज था कि पूरी इमारत नष्ट हो गई 
और सिर्फ भूमिगत तल ही बचा। 
विस्फोट की आवाज करीब ॥4.4 
किलोमीटर दूर तक सुनी गई। 


फुटबॉल क्लब और सऊदी अखब में विवाद 
का लाभ उठा रहे विपथी दल: एदोआन 


इस्तांबुल ( एपी )। तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एदोआन ने आरोप लगाया है 
कि देश के दो फुटबॉल क्लब और सउद्दी अरब के अधिकारियों के बीच विवाद 
का विपक्षी दल फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के इस कदम की कड़ी निंदा 
की। सऊदी अख में शुक्रवार को खेला जाने वाला तुर्किए सुपर कप फाइनल 
इस्तांबुल के प्रतिद्वृंद्वियों, गैलाटसराय और फेनरबाश के मैदान पर उतरने से इनकार 
करने और घर लौटने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया 
था। दोनों क्लब के सैकड़ों प्रशंसक तड़के इस्तांबुल के हवाई अड्डों पर उनका 
स्वागत करने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे। तुर्किए फुटबॉल महासंघ 
और क्लब ने एक संयुक्त बयान में शुक्रवार को स्थगन का कारण संगठनात्मक 
व्यवधान बताया और खेल के आयोजन में सउद्दी अरब के प्रयासों के लिए 
धन्यवाद दिया। हालांकि, मीडिया खबरों में दावा किया गया कि विवाद 
खिलाड॒यिं द्वारा धर्मनिरपेक्ष तुर्किए के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क की 
तस्वीर वाली जर्सी पहनने और उनके आदर्श वाक्य, घर में शांति, दुनिया में शांति 
वाला बैनर ले जाने के इर्द-गिर्द केंद्रित था। अतातुर्क द्वार आधुनिक तुर्किए की 
घोषणा के सौ साल 2023 में पूरे हुए और दोनों क्लब पहले प्रतियोगिता को सउद्दी 
अख के बजाय घरेलू मैदान में खेले जाने के लिए दबाव डाल रहे थे। 


बेलग्राद हमले के उत्तर में रुप्त ने यूक्रेन पट ज़्ेन हमले किए 


कीव (एपी )। रूस ने सीमावर्ती 
शहर बेलग्राद में किए गए हमले के 
जवाब में शनिवार की रात को यूक्रेन 
पर ताजा ड्रोन हमला किया। इससे 
पहले रूस ने कहा था कि बेलग्राद 
हमले के दोषियों को बख्शा नहीं 
जाएगा। यूक्रेन के वायु सेना ने रविवार 
को कहा कि उसने रात भर में रूसी 
सेना द्वारा दागे गए 49 में से 2 ड्रोन 


को मार गियया। क्षेत्र के गवर्नर ओलेह । 


सिनीहुबोव ने रविवार को कहा कि 
पूर्वी शहर खारकीव पर हुए हमले में 
28 लोग घायल हो गए क्षेत्रीय 
अभियोजक कार्यालय के अनुसार, 
इस हमले में एक होटल, अपार्टमेंट 
इमारतें, किंडरार्डन, दुकानें और 
प्रशासनिक इमारतों को नुकसान हुआ 
है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 
राजधानी कौव के आसपास के क्षेत्र में 
रूसी ड्रोन हमले के कारण एक 
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा केंद्र में आग 
लग गई। 

इससे पहले रूस के सीमावर्ती 
शहर बेलग्राद में शनिवार को 
गोलाबारी में तीन बच्चों समेत 24 


लोगों की मौत हो गई और 08 अन्य 
लोग घायल हो गए। यह हमला रूस 
द्वार 22 महीने पहले यूक्रेन पर किए 
गए आक्रमण के बाद से रूस में हुए 
सबसे घातक हमलों में से एक है। 
रूसी प्राधिकारियों ने इस हमले के 
लिए _यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। 


0 । आल ्ि 


यूक्रेन के खार्कीव पर रूस के हमले बाद लगी आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियां 


बेलग्राद में हुए हमले से एक दिन 
पहले रूस ने यूक्रेन पर 8 घंटे तक 
हवाई हमले किए थे, जिनमें 4॥ आम 
नागरिक मारे गए। 

मॉस्को की सेना ने शुक्रवार को 
यूक्रेन में ।22 मिसाइल और दर्जनों 
ड्रोन से हमले किए, जिसे वायुसेना 


के एक अधिकारी ने युद्ध में अब 
तक का सबसे बड़ा हवाई हमला 
बताया था। इसके बाद बेलग्राद के 
गवर्नर व्याचेसलाव ग्लादकोव ने 
बताया कि बेलग्राद पर किए गए 
हमले में तीन बच्चों समेत 24 लोगों 
की मौत हो गई और १08 लोग 
घायल हो गए। सोशल मीडिया पर 
उपलब्ध बेलग्राद की तस्‍वीरों में 
जलती कारें और क्षतिग्रस्त इमारतों से 
निकलते काले धुओं का गुबार देखा 
जा सकता है और हवाई हमलों का 
सायरन सुना जा सकता है। 

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया 
कि उसने हमले में इस्तेमाल किए 
गए गोला-बारूद की पहचान चेक 
(गणराज्य) -निर्मित वैम्पायर रॉकेट 
और गोला-बारूद से लैस ओल्खा 
मिसाल के रूप में की है। मंत्रालय ने 
इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं 
दी है। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) इन 
दावों की पुष्टि नहीं करता है। 
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी 
एक बयान में कहा था, इस अपराध 
को बख्शा नहीं जाएगा। 


फैसल कुरैशी ने पाकिस्तान 
में भारतीय फिल्में रिलीज 
किए जाने की वकालत की 


कराचीए भाषा )। पाकिस्तान के शीर्ष 
अभिनेताओं और निर्माताओं में से एक 
'फैसल क्रैशी ने स्थानीय सिनेमा को 
पुनर्जीवित करने के लिए देश में 
भारतीय फिल्में रिलीज किए जाने की 
वकालत की है। कई हिट धारावाहिकों 
में अभिनय कर चुके और कई 
ब्लॉकबस्टर सीरीज बनाने करने वाले 
क्रैशी ने कहा कि पाकिस्तान को आगे 
बढ़ने के लिए भारतीय फिल्मों की 
स्क्रीनिंग पर से प्रतिबंध हटने की 
जरूरत है। उन्होंने कहा, एक 
पाकिस्तानी होने के नाते, मैं बहुत 
देशभक्त हूं। लेकिन अगर आपको 
पाकिस्तानी सिनेमा चलाना है, तो यह 
आवश्यक है कि आप भारतीय फिल्में 
रिलीज करें। उन्होंने एक स्थानीय 
चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, मैं 
जानता हूं कि पाकिस्तान में दर्शक 
भारतीय फिल्में देखना चाहते हैं। आप 
उन पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। 
(आइए) रिश्ते सुधारने के लिए 
काम करें। 


बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले 
.89 लाख एुलिसकर्मी तैनात 


एजेंसी। ढाका 


बांग्लादेश ने सात जनवरी को होने 
वाले आम चुनाव से पहले कानून 
व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 
१.89 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों 
को तैनात किया है। पूर्व प्रधानमंत्री 
खालिदा जिया के नेतृत्व वाली 
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 
(बीएनपी) ने घोषणा की है कि वह 
चुनाव का बहिष्कार करेगी। द डेली 
स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 
वर्तमान में, देश के पुलिस बल में 
सिविल स्थफ सहित लगभग 2.3 
लाख कर्मचारी हैं। 

पुलिस मुख्यालय में 
उपमहानिरीक्षक अनवर हुसैन के 
हवाले से अखबार ने कहा कि देशभर 
में कुल ,89,000 पुलिसकर्मियों को 
तैनात किया गया है। बीडीन्यूज 24 के 
समाचार पोर्टल के मुताबिक, |74,000 
पुलिसकर्मी बिना छुट्टी के चुनाव 
ड्यूटी पर रहेंगे, जबकि बाकी 5,000 


पुलिसकर्मी नियमित काम में लगेंगे। 
हुसैन ने समाचार पोर्टल को बताया कि 
हिंसा या अनियमितताओं की आशंका 
वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों 
को तैनात किया गया है। 

बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा 
जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 
(बीएनपी) ने 29 अक्टूबर से कई बार 
देशव्यापी हड़ताल की है और सड़कों 
पर जाम लगाया है। सरकार द्वारा 
मतदान कराने के लिए अंतरिम गैर- 
पार्ट तटस्थ सरकार की मांग को 
खारिज किए जाने के बाद बीएनपी 
आम चुनाव का बहिष्कार कर रही है। 
मीडिया के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 
दो महीनों में राजनीतिक हिंसा में 4॥ 
लोगों की मौत हो गई और 386 वाहनों 
को आग लगा दी गई। पुलिस ने हिंसा 
के आरोप में हजारों विपक्षी 
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है 
जिनमें बीएनपी नेता और पार्टी 
महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम 
आलमगीर भी शामिल हैं। 


सिंगापुर में भारतीय 
मजदूर की मौत को लेकर 
परखिर ने उठाए सवाल 


सिंगापुर ( भाषा )। सिंगापुर में इस 
महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर हुई 
एक दुर्घटना में मारे गए 23 वर्षीय 
भारतीय मजदूर के रिश्तेदारों ने 
अधिकारियों से उन परिस्थितियों पर 
स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें यह हादसा 
हुआ। द स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर के 
मुताबिक, सिंगापुर में कंक्रीट पंप 
सहायक के रूप में सिर्फ आठ महीनों 
से काम कर रहे पोनरामन एड्ुमलाई की 
दो दिसंबर को 770 जुरोंग रोड पर बन 
रहे तेंगाह एकीकृत रेल एवं बस डिपो 
के कार्यस्थल पर दो भारी वाहनों के 
बीच फंसने से मौत हो गई थी। 
सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ मैनपॉवर 
(एमओएम) के अनुसार, यह घातक 
हादसा दो दिसंबर की रात लगभग ॥ 
बजकर 20 मिनट पर हुआ। मंत्रालय 
के मुताबिक, मृतक के परिवार के 
सदस्यों को घटना से अवगत करा दिया 
गया था लेकिन सरकारी अधिकारियों 
ने उन्हें यह नहीं बताया कि मृतक को 
किस प्रकार की चोट आईं थीं। 


पायनियर 


नई दिल्‍ली, सोमवार, । जनवरी, 2024 


भारतीय तेजी की धार की परीक्षा केपटाउन में : डोनाल्‍ड 


७ दक्षिण अफ्रीक के 
खिलाफ अगले टेस्ट में 
न्यूलैंड्स में बल्लेबाजों 
के मुफीद पिच पर 
दिखानी रचनात्मकता 


भाषा। केपटाउन 


महान क्रिकेटर एलेन डोनाल्‍ड का 
मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के 
खिलाफ शुरूआती टेस्ट के दौरान 
गेंदबाजी के लिए अच्छी पिच पर 
भारतीय तेज गेंदबाज संयमित नहीं 
थे और न्यूलैंड्स में बल्लेबाजों के 
मुफीद पिच पर उन्हें इसकी काफी 
ज्यादा जरूरत होगी जिस पर स्पिनरों 
की भूमिका नहीं के बराबर होगी। 
भारत को सेंचुरियन की पिच पर 
पहले टेस्ट में पारी और 32 रन से 
हार का सामना करना पड़ा जिस पर 
तेज उछाल और काफी लेटरल 
मूवमेंट था। अपनी पीढ़ी के 
खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार 
डोनाल्‍ड ने पीटीआई से कहा, मैं 
जानता हूं कि दक्षिण अफ्रीका ने 
शायद परिस्थितियों को बेहतर तरीके 
से पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। 
उन्होंने गेंद पांच या 5.5 मीटर तक 


पिच की और पिच को अपना काम 
करने दिया। लेकिन उन्होंने एक 
चीज भारत से बेहतर की, वे इस 
चीज में काफी संयमित रहे और 
उन्होंने दूसरी पारी में शॉर्ट गेंद का 
थोड़ा अधिक इस्तेमाल किया। 
डोनाल्‍ड ने महज 72 टेस्ट में 330 
विकेट चटकाए हैं और उन्हें लगता है 
कि भारतीय गेंदबाज चीजें होने का 
इंतजार कर रहे थे। भारत के लिए एक 
खिलाड़ी (प्रसिद्ध कृष्णा) ने पदार्पण 
किया था। मुझे लगा कि (जसप्रीत) 
बुमराह, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 
काफी ज्यादा चीजें होने दीं। वे काफी 
जल्दी शॉर्ट गेंद डालने लगे और फिर 
अपनी लेंथ गंवा बैठे जिससे दक्षिण 
अफ्रीका के बल्लेबाजों ने फायदा 
उठाया। केपटाउन में काफी मुश्किल 
होगी, दोनों टीमें काफी ऊर्जा से भरी 


बहुत आक्रामक खेल रहे हैं गिल : गावह्कः 


नई दिल्‍ली। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने शुभभन 
गिल से टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए अपनी 
आक्रामकता पर लगाम लगाने की बात कही। गिल 
सेंचुग्यिन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छा 
प्रदर्शन करने में विफल रहे थे जिसमे भारत के पारी और 32 
एन से करी हार मिली थी। गिल ने सुप्पोर्ट पार्क में दो 
और 26 एन बनाए थे जिसमे वह पहली पारी में तेज गेंदबाज 
नांद्रे बर्गट और दूसरी पाए में मार्के यानसेन का थिकर हो 
गए थे। गावस्कर ने गिल से सफ्रेद्र गेंद की तुलना में टेस्ट क्रिकेट की जरूरतों के ध्यान में रखने 
की सलाह दी। गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, मुझे लगता है किवह टेस्ट क्रिकेट में कुछ ज्यादा 
ही आक्रामकता से खेल रहा है। जब आप टेस्ट क्रिकेट में खेलते हो तो दी20 अंतरशाष्ट्रीय और 
वनडे की तुलना में इसमें थोड़ा अंतर होता है। लाल गेंद हवा में और पिच केबाहर भी सफेद गेंद 
की तुलना मे कुछ ज्यादा ही घूमती है। यह थोड़ा अधिकउछल लेती है। उसे यह ध्यान में रखना 
चाहिए। गिल ने सीमित ओदर केप्रास्प में अच्छा प्रदर्शन क्या है लेकिन वह 2023 में खेल के 
पाय॑श्किप्रास्य मे 0 पाश्यों में एकही 50 एन से ज्यादा क स्केर और मार्च में आस्ट्रेलिया केखिलाफ 
एकशतक ही जड़ पाए है। गावस्कर ने उम्मीद जताई किगिल जल्द ही लय हामिल कर लेगे। , गिल 
ने अपने कत्यर वी शुल्आत बहुत अच्छी तरह की थी और हमने उनके शॉट्स की प्रशंसा थी। हम 
केवल उनकी फर्म में वापत्मी की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद है किवह कही ट्रेनिंग करेगे और भविष्य 
में अच्छा प्रदर्शन कंगे। भारत केगठउन में दक्षिण अप्रीकष के खिलाफ तीन जनवरी से शुरू होने 
वले दूसरे और अंतिम टेस्ट मे श्रृंखला बराबर करने का लक्ष्य बनाए होगा। 


होगी। केपटाउन में दोनों टीमों के 
आक्रमण की परीक्षा होगी। 


मुश्किल टेस्ट होगा। डोनाल्ड ने 
कहा कि अगर भारत को बराबरी 


हुसैन को 2024 में पंत की सफल वापसी की उम्मीद 
दुबई। इंग्लैड के पूर्व कतान नाथिर हुसैन के 2024 में 

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋऋषभ पंत की सफल वापसी की 

उम्मीद है जो एक साल पहले हुई कर दुर्घटना में गंभीर सपा | | 
से घायल हो गए थे और इससे उबर रहे है। पंत के अमेग्कि 

और वेस्टइंडीज में होने वाले ठी20 विश्व का से पहले क्रिकेट ५0 न्लक श्ह । 
में वापसी की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 

(आईसीसी) ने हुसैन के हवाले से कहा, वो बहुत गंभीए है जे 
दुर्घटना थी। पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी और उनकी 5 ्् 

उबरने की प्रक्रिया भी धीमी रही। सोशल मीडिया पर उनकेउबरने केबाद शुरूआती कदम और फिर 
जिम में ट्रेनिंग करते हुए और क्रिकेट खेलते हुए तथा श्क पोटिंग केसाथ उनकी फेठे देखी। मैं एशेज 
मे श्की केस्ाथ था और र्क ने बताया था किउसकी प्रगति कैसी चल रही है। वह बॉक्स ऑफिस (हिट) 
क्रिकेटर है। पंत की अनुपश्थिति में केएल गहुल ने उनकी जगह ली और हाल के वनडे विश्व का मे 
अच्छा प्रदर्शन किया निहमें उन्होंने 75.33 के औल्त से 452 एन बनाए। भारत ने उसके (पंत) बिना 
अच्छा प्रदर्शन किया क्योकि केशल उनकी जगह आए और सभी प्रास्यों में वह बेहतरीन रहे। भारत 
भाग्यशाली है किउसके पान ए दोनों खिलाड़ी है लेकिन पंत घायल होने से पहले बॉक्स ऑफिस था 
और उम्मीद है किचोट केबाद भी वह ऐसा ही रहेगा। हुसैन ने युवा सलामी बल्लेबाज शुभभन 
गिल केटेस्ट क्रिकेट में फॉर्म में वापसी की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, उसके (गिल) लिए 2023 
क तीन तिमाही प्रदर्शन अच्छा रहा। दूसरे छोर पर शेहित शर्मा जैसे खिलाड़ी के साथ बल्लेबाजी 
करते हुए उसने की कुछ सीखा होगा। वह कफी प्रतिभाशाली है और आने वले वर्षों में भारत 
का शानदार खिलाड़ी होगा इसलिए उम्मीद करते है कि 2024 उम्चके लिए अच्छा साल रहेगा। 


बहेगी तो इससे पिच सूख जाएगी। | लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। भारत 
मुझे नहीं लगता कि पिच टर्न होगी। स्पिनरों को नहीं उतारेगा। लेकिन 


स्पोर्ट्स (2 


न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के 
॥7 रन से हराया 


७ टी20 श्रृंखला ।- से 
बटाबर रही 


भाषा। माउंट मोनगानुई 


मिशेल सैंटनर और जिम्मी नीशाम के 
बीच 46 रन की साझेदारी से 
न्यूजीलैंड ने रविवार को तीसरे 
ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 
बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस पद्धति से 
१7 रन से हरा दिया। इससे बांग्लादेश 
की न्यूजीलैंड में पहली श्रृंखला जीतने 
की उम्मीद टूट गई और तीन मैचों की 
श्रृंखला |- । से बगबर रही। बांग्लादेश 
की पूरी टीम 9.2 ओवर में 0 रन 
पर सिमट गई थी। कप्तान नजमुल 
शांये 47 रन बनाकर टीम के शीर्ष 
स्कोर रहे। केवल पांच बल्लेबाज ही 
दोहरे अंक तक पहुंच पाए थे। इस 
लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 
का शीर्ष क्रम फिर चस्मरा गया और 


फ्रंट 


नौवें ओवर में टीम का स्कोर पांच 
विकेट पर 49 रन था। पर नीशाम 
(नाबाद 28 रन) और सैंटनर (नाबाद 
8 रन) ने मिलकर 5वें ओवर तक 
न्यूजीलैंड को पांच विकेट पर 95 रन 
के स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद 
बारिश आ गई और मैच खत्म हो 
गया। न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस 
पद्धति से 4.4 ओवर में 79 रन 
चाहिए थे और टीम इस स्कोर से आगे 
थी। बांग्लादेश ने पहला मैच पांच 
विकेट से जीता था जबकि दूसरा मैच 
बारिश की भेंट चढ़ गया था। 


केपटठन की पिच सेंचुरियन से 
ज्यादा मुश्किल कैसे होगी? इस पर 
उन्होंने कहा, आपको केपयउन में 
ज्यादा रचनात्मक होना होगा क्योंकि 
विकेट काफी ज्यादा सपाट है और 
भागीदारियां बढ़ेंगी जिससे यह काफी 


हासिल करने का मौका तलाशना है 
तो उन्हें नई गेंद का समझदारी से 
इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा, 
सबसे ज्यादा जोर नई गेंद पर होगा 
क्योंकि पारंपरिक रूप से अगर 
न्यूलैंड्स में दक्षिण पश्चिम की हवा 


और यह आकलन भारत के अनुभवी 
ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के 
लिए अच्छी खबर नहीं है जिनके बेंच 
पर रहने की उम्मीद है। डोनाल्ड ने 
कहा, हो सकता है बाद में स्पिनरों के 
लिए पिच थोड़ी मददगार हो जाए 


पहली पारी की गेंदबाजी से आपको 
'फायदा मिल सकता है। अगर आप 
नई गेंद को थोड़ा ज्यादा पिच करें 
और पहले 25 से 30 ओवर तक 
स्विंग करने की कोशिश करें तो ऐसा 
हो सकता है। 


आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे 
टेस्ट में अनकैड अयूब के 
उतारेगा प्राकिस्‍्तान 


कशची। पाकिस्तान के तीन जनवरी से 
सिडनी में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने 
वाले तीसऐ और अंतिम टेस्ट में 2 साल के 
अनकैड (कोई अंतरशष्ट्रीय मैच नही 
खेला) सलामी बल्लेबाज सईम अयूब के 
खिलाने की उम्मीद है। अनुभवी सलामी 
बल्लेबाज इमाम उल हक की धीमी 
बल्लेबाजी की आलोचना हो रही है जिससे 
ठीम प्रबंधन ने आखिरकर अयूब के मौक 
देने क फैसला किया है। इस युवा बाएं हाथ 
के बल्लेबाज ने इस साल आठ टी20 मैच 
खेले है जबकिउन्होने प्रथम श्रेणी केकेवल 
4 मैच ही खेले है। 


प्रीओए अध्यक्ष आरिफ 
हसन ने इस्तीफा दिया 


करची। पाक्स्तिन केदूसरे सबसे लंबे समय 
तकसेवारत खेल अधिकरी लेफ्टिनेंट ननएल 
(सेवानिवृत्त) आरिफ हसन ने स्वास्थ्य 
समस्याओं केकरण 9 साल बाद पाक्स्तान 
ओलंपिक संघ (पीओए) के अध्यक्ष पद से 
इस्तीफ़ दे दिया। हसन 26 साल तक 
अध्यक्ष रहे सैयद वाजिद अली शाह की जगह 
2004 में ओलंपिकसंस्था के अध्यक्ष बने थे। 
हट्न अध्यक्ष पद के चौथे कार्यकाल मे थे 
और उन्होंने कर्यकरी परिषद के सदस्यों के 
पत्र भैजकर एक जनवरी 2024 से अपना 
इस्तीफ सौंप दिया। हसन ने फैन पर पुष्टि 
की, हां, मैने अपना इस्तीफ़ भेज दिया है । 


जमशेदएुर एफसी ने 
खालिद जमील के मुख्य 
कोच नियुक्त किया 


जमशेदपुर। इंडियन सुपर लीग 
(आईएसएल) की ठीम जमशेदपुर एफ्सी ने 
एएफसी प्रो लाइसेंस धारक खालिद जमील 
के अपना मुख्य कैच नियुक्त किया है। इस 
फुटबॉल क्लब ने रविवार के यह घोषणा की। 
जमील के स्कॉट कूपर की जगह नियुक्त 
किया गया है जिन्होंने कुछ अपरिहार्य 
परिस्थितियों के करण इस पद पर आगे बने 
रहने में असमर्थता जताई थी। क्लब के 
बयान के अनुसार जमील इस फुटबॉल टीम 
के साथ अपना सफर जनवरी में होने वाली 
क्लिंग सुपर का से शुरू करेगे और इसके 
बाद आईएलएल के बाकी बच्चे सत्र में भी ठीम 
के मुख्य कोच बने रहेंगे। जमशेदपुर एफसी 
केसीईओ मुकुल चौधरी ने कहा, हमारे पास 
क्लिंग सुपर का और आईएशएल के बाकी 
बच्चे मैचों में करने के लिए की कुछ है और 
इसलिए हमार मानना है कि उनके पाल 
हमारी ठीम के अगले मैच से ही आगे बढ़ाने 
के लिए भारतीय फुटबॉल की पर्याप्त समझ 
और अनुभव है। 


अफगानिस्तान अंडर-॥9 ने 


द.आग्रीक को 47 रन से हराया 


जोहानिसबर्ग। अब गुल और अल्लाह 
गजनफर के चार-चार विकेट की मदद से 
अफगानिस्तान ने रविवार के यहां अंडर-9 
त्रिकेणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के 
दूधरे मैच में दक्षिण अग्रीक्ष के 47 एन से 
हशया। पहले मैच में भारतीय टीम से छह 
विकेट से हार का सामना करने वाली 
अफगानिस्तान की दीम दक्षिण अफ्नीक के 
खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने 
पर 39 ओवर में 76 एन पर आउट हो गई। 
उस्केगेदबाजों ने हालांकि दषिण अग्रीक की 
ठीम के 30.4 ओवर में ।29 रन पर समेटकर 
अपने कम स्केर क॒ अच्छा बचाव किया। 
अफगानिस्तान की तरफ से रहीमुल्लाह 
जुश्माती ने सर्वाधिक 47 एन बनाए, जबकि 
जमशेद जादशन ने 33 और सलामी 
बल्लेबाज हसन इलसकील ने ३। एन क 
योगदान दिया। 


भारतीय पुरुष टीम की कमान संभालेंगे 


७रजनी होंगी महिला 
टीम की कप्तान 


७हॉकी फाइव्स विश्व 
कप मस्कट में 24 से 


भाषा। नई दिल्‍ली 


हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 
होने वाले आगामी एफआईएच हॉकी 
'फाइव्स विश्व कप के लिए रविवार को 
भारतीय टीम की घोषणा की जिसमें 
सिमरनजीत सिंह और रजनी इतिमारपु 
क्रमश: पुरुष और महिला टीम की 
कमान संभालेंगे। हॉकी फाइव्स 
महिला विश्व कप 24 से 27 जनवरी 
तक आयोजित होगा जबकि पुरुषों की 
प्रतियोगिता 28 जनवरी से 3 जनवरी 
तक खेली जाएगी। अनुभवी 
गोलकीपर रजनी की मदद के लिए 
डिफेंडर महिमा चौधरी उप कप्तान 


997 
होंगी जबकि मनदीप मोर पुरुष टीम 
के उप कप्तान होंगे। महिला टीम में 
बंसारी सोलंकी दूसरी गोलकीपर होंगी 
जिसमें अक्षता अबासो ढेकाले और 
ज्योति छत्री डिफेंडर होंगी। 
मिडफील्डरों में मारियाना कुजूर और 
मुमताज खान को शामिल किया गया 
है जबकि अजमीना कुजूर, रुताजा 
दादासो पिसल और दीपिका सोरेंग 
फॉर्वर्ड होंगी। भारतीय महिलाओं को 
नामीबिया, पोलैंड और अमेरिका के 
साथ पूल सी में रखा गया है। हॉकी 
'फाइव्स महिला विश्व कप में कुल 6 
टीमें भाग लेंगी जिसमें पूल ए में 
फिजी, मलेशिया, नीदरलैंड और 


मेजबान ओमान शामिल हैं जबकि 
पूल बी में आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
अफ्रीका, यूक्रेन और जाम्बिया हैं। पूल 
डी में न्यूजीलैंड, पराग्वे, थाईलैंड और 
उरुवे शामिल हैं। कोच सौंदर्या ने 
हॉकी इंडिया की विज्ञप्ति में कहा, टीम 
में युवा खिलाड़ी शामिल हैं जिनके 
पास पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय अनुभव है 
और हॉकी फाइव्स विश्व कप जैसे 
टूर्नामेंट में खेलने की चुनौतियों की 
समझ है। हम अच्छी तरह से तैयार हैं। 
ओलंपिक कांस्य पदक विजेता 
सिमरनजीत की अगुआई वाली 
भारतीय पुरुष टीम में गोलकीपर सूरज 
करकेर और प्रशांत कुमार चौहान 


सिमरनजीत 


शामिल हैं। डिफेंस में मनजीत के 
साथ मनदीप मोर होंगे जबकि 
मिडफील्ड में मोहम्मद राहील मौसीन 
और मनिंदर सिंह और फॉख्वर्ड पंक्ति 
में कप्तान सिमरनजीत के साथ पवन 
राजभर, गुरजोत सिंह और उत्तम सिंह 
शामिल हैं। भारत को पूल बी में रखा 
गया है जिससे नॉकआउट दौर में जगह 
बनाने के लिए उसे मिस्र, जमैका और 
स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेलना 
होगा। पूल ए में नीदरलैंड, नाइजीरिया, 
पाकिस्तान और पोलैंड और पूल सी में 
आस्ट्रेलिया, कीनिया, न्यूजीलैंड, 
त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल हैं 
जबकि पूल डी में फिजी, मलेशिया, 
ओमान और अमेरिका मौजूद हैं। कोच 
सरदार सिंह ने कहा, हमने हॉकी के 
इस रोमांचक प्रारूप के लिए युवा और 
अनुभवी खिलाडयों वाली संतुलित 
टीम चुनी है। इस टीम में कई 
खिलाडयों को पहले ही इस प्रारूप में 
खेलने का अनुभव है और वे अच्छा 
प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। 


आस्ट्रेलिया के खिलाफ 
क्षेत्रश्रण कफी खराब थाः 
अमोल मजूमदार 


मुंबई। भारतीय महिला टीम के मुख्य 
कोच अमोल मजूमदार ने स्वीकार 
किया कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ 
दूसरे वनडे में क्षेत्रशक्षण काफी लचर 
रहा और इस विभाग में सुधार के लिए 
काम जारी है। भारतीय महिला टीम 
को इससे आस्ट्रेलिया के खिलाफ 
लगातार नौवीं श्रृंखला में हार का सामना 
करना पड़ा। भारत ने शनिवार को यहां 
क्षेत्रशक्षण में कई गलतियां की और सात 
कैच छोड़े। इसके बाद बल्लेबाजों के 
जूझने से टीम को तीन रन से हारकर 
श्रृंखला गंवानी पड़ी। आस्ट्रेलिया ने 
भारत में कभी भी वनडे श्रृंखला नहीं 
गंवाई है। मजूमदार ने यहां वानखेड़े 
स्टेडियम में मीडिया से कहा, हम 
क्षेत्रशक्षण मजबूत करने की प्रक्रिया 
में हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 
हमारा क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं था। 
हमने करीब छह कैच छोड़े। खेल में यह 
हमेशा होता है, यहां तक कि प्रतिद्वंद्ट 
टीम ने भी कुछ कैच छोड़े। 


एशियाई कप से पहले झिंगन ने कहा, हम 
सभी का सम्मान करते हैं लेकिन उरते नही 


भाषा। दोहा 


भारत को भले ही आगामी एशियाई 
कप में आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत 
और ऊंची रैंकिंग टीम के खिलाफ 
रखा गया है लेकिन टीम के स्टार 
डिफेंडर संदेश झिंगन ने रविवार को 
कहा कि वे सभी का सम्मान करते 
हैं लेकिन किसी से भयभीत नहीं 
होते। भारत को 3 जनवरी से शुरू 
होने वाले एशियाई कप के ग्रुप चरण 
में महाद्वीप की मजबूत और विश्व 
कप की नियमित टीम आस्ट्रेलिया, 
मजबूत मध्य एशियाई टीम 
उज्जेकिस्तान और मजबूत सीरिया 
के साथ रखा गया है। ए सभी फीफा 
रैंकिंग में भारत से उम्र हैं। कोच 
इगोर स्टिमक के मुख्य खिलाड़ियों 
में से एक झिंगन ने यहां 


हवाईअड्डे पर पहुंचने पर कहा, 
एशियाई कप में कोई भी ग्रुप 
आसान नहीं है। निश्चित रूप से 
हमारे सामने आस्ट्रेलिया है और वह 
किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 


लेकिन पिछले क॒छ वर्षों में हमने जो 
चीज सीखी है, वो है कि हमें किसी 
भी प्रतिद्वंद्वी से कभी भी भयभीत 
नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 
आप जो करते हो, उस पर भरोसा 
रखो, अपनी टीम पर भरोसा रखो 
और इस टीम के लिए कोई सीमा 
नहीं है। हमें विनम्र बने रहना 
चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए 
और उम्मीद है कि हम कुछ विशेष 
करेंगे हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे 
पर खिलाडयिों का एक सौ से ज्यादा 
भारतीय खेल प्रेमियों ने स्वागत 
किया। भारत एएफसी एशियाई कप 
में पांचवीं बार हिस्सा ले रहा है 
लेकिन 964 (राउंड रॉबिन प्रारूप 
में खेला गया) में उप विजेता बनने 
के बाद वह कभी भी ग्रुप चरण से 
आगे नहीं बढ़ पाया है। 


अनहत ने स्कॉटिश जूनियर 
ओपन स्क्वाश में अंडर-9 
बालिका खिताब जीता 


नई दिल्‍ली। भारत की प्रतिभाशाली युवा अनहत 
सिह ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत एडिनबर्ग में 


हुए 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्ाश में 
बालिका अंडर-9 खिताब अपने नाम किया। हट 
अनहत ने शनिवार को फाइनल में घरेलू प्रबल 
दावेदार रोबिन मैकअल्पाइन पर ॥-6, ॥-॥ 


-5 से जीत हासिल की । दिल्‍ली की इस खिलाड़ी के लिए यह शानदार वर्ष 
रहा जिसमें उन्होंने अंडर-9 और सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का दोहरा 
खिताब जीता तथा एशियाई खेलों और शुरूआती एशियाई मिश्रित युगल 
चैम्पियनशिप दोनों में अभय सिंह के साथ मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता। 
भारत के सुभाशीष चौधरी ने लड़कों के अंडर-5 फाइनल में हमवतन शिवेन 
अग्रवाल को 5-], -4, 6-], -8, -5 से मात दी जबकि श्रेष्ठ 
अय्यर ने लड़कों के अंडर-3 फाइनल में श्रेयांश जाह को -8, -8, 3- 
व, -8 से पराजित किया। शीर्ष वरीय भारतीय आद्या बुधिया ने बालिका 
अंडर-43 फाइनल और शीर्ष वरीय प्रभव बजोरिया ने लड़कों के अंडर-47 


श्रृंखला जीतने के बावजूद हीली की योजना टर्निंग पिच 
केलिए तैयारी करने पर 


मुंबई। आस्ट्रेलिया महिला टीम ने भले ही दूसरे वनडे में भारत पर तीन एन की करीबी जीत हाभ्चिल 
की हो लेक्नि कतान एलिसा हीली ने कहा किवे ग्पिनरों केलिए मददगार पिच केलिए तैयार नही 
थी और तीसरे मैच से पहले उन्हें अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करना होगा। भारत ने अपनी 
स्पिनर दीप्ति शर्मा के।0 ओवर में 38 एन देकर पांच विकेट झटकने के प्रदर्शन से लगाम कसी 
लेकिन आस्ट्रेलियाई ठीम आठ विकेट पर 258 रन बनाने में सफल रही। अगर घरेलू ठीम ने सात 
कैच नही छोड़े होते तो चीजें अलग हो सकती थी। हीली ने कहा कि अगर तीसरे और अंतिम वनडे 
में भी टर्निंग पिच होगी तो उन्हें एन बनाने के और विकल्पों पर विचार करना होगा। हीली ने मैच 
केबाद मीडिया से कहा, हम शायद इञ्नके लिए तैयार नही थे किपिच पर क्तिना टर्न होगा। मैच 
से पहले हमने इसके बारे में बात वी थी कि शायद थोड़ा टर्न होगा लेकिन अब इसके बारे में बात 
करने की जरूरत है किक्‍्या वे तीसरे मैच में भी इसी तरह की पिच तैयार करेगे। हमें शायद कुछ 
और एन बनाने के क्षेत्र देखने होगे और निश्चित स्प्र से हमारे आक्रमण के संबंध में भी कि हम 
इसका फायदा कैसे उठा सकते है। तीसरा वनडे दो जनवरी के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 


पीसीबी केचयनकर्ता तनवीर को एपीएल में खेलने की 


अनुमति देने से उठा हितों के टकशव का मामला 

कशची। पाक्स्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के राष्ट्रीय जूनियर मुख्य चयनकर्ता सोहेल तनवीर के 
अमेर्कि में चल रही ती20 लीग में खेलने की अनुमति देने के फैसले की कप आलोचना हो रही 
है जिससे हितों के टकशव के सवाल भी उठ रहे है। तनवीर आईसीसी अंडर-9 विश्व का टीम के 
लिए पाक्स्तिन की युवा टीम की घोषणा करने के तुरंत बाद अमेश्किन प्रीमियर लीग (एपीएल) में 
खेलने चले गए। पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि तनवीर के राष्ट्रीय जूनियर चयनकर्ता 
नियुक्त करते समय ही लीग में खेलने की अनुमति दी गई थी। पाकिस्तान में सीनियर और 
जूनियर मुख्य चयनकर्ता और राष्ट्रीय चयनकर्ता के पदों पर वेतन दिया जाता है। तनवीर एपीएल 
में प्रीमियम पाक्स की ओर से खेल रहे हैं और लीग के अभी अमेश्की क्रिकेट परिषद से मंजूरी 
मिलनी बाकी है। इस पूरे प्रकशण ने सीनियर मुख्य चयनकर्ता वहाब र्याज के फेक्स में ला दिया 
है क्योंकि वह अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलने के 
लिए तैयार है। यह मोहम्मद हफीज केमामले से बिलकुल उलट है। हफीज अंतरश्द्रीय क्रिकेट से 
संन्यास लेने के बाद विभिन्‍न टी20 लीग में खेल रहे थे और पाकिस्तानी टीम कर निदेशक बनने 
केबाद उन्होंने घोषणा की किवह केवल अपनी नौकरी पर ही ध्यान लगाएंगे। 


कनाडा ने चिली और अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया 


घिडनी। अमेरिकी ओपन की पूर्व फाइनलिस्ट लेयला फर्नाडीज के शानदार प्रदर्शन के दम पर 
कनाडा ने रविवार के यूनाइटेड का टेनिस टूर्नामेंट के शुर्आती मुकाबले में पिली पर 2-। से जीत 
दर्ज की। फर्नाडीज ने डेनिएला सेगुएल को 6-3, 6-2 से हरया। इसके बाद निकेलस जेरी ने 
स्टीवन डिएज के सीधे सेटों में हतकर पिली के गुप्त बी के इस मुकाबले में बराबरी पर ला दिया। 
इसकेबाद मिश्रित युगल के निर्णायक मैच में फर्नाडीज और डिएज ने सेगुएल और ठॉमस वैश्योल 
वेश के खिलाफ 7-5, 4-6, 0-8 से जीत हागिल की। उधर पर्थ ने खेले गए गुप सी के मुकाबले में 
अमेरिक ने शुरूमें पिछड़ने केबाद ग्रेट ब्रिटेन के 2-] से हणया। ब्रिटेन की केती बोल्टर ने विश्व में 
पांचवी रैंकिंग की खिलाड़ी जेसिक ऐेगुला के एक सेट से पिछड़ने के बाद लगभग तीन घंटे में 5-7, 
6-4, 6-4 से हराया। अमेश्कि के विश्व में ॥0वी रैंकिंग के टेलर फ़िटुज ने कैमलन नोरी को 7-6 
(5), 6-4 से हराकर मुकाबला के बशबरी पर ला दिया। मिश्रित युगल में पेगुला और फ़िट्ज ने 
बोल्टर और नील स्कृस्की पर।-6, 7-6 (4), ॥0-7 से जीत हाश्चिल कश्के अमेश्कि की जीत 
सुनिश्चित की। 


बैनक्रॉफ्ट की निगाह वार्नर की जगह पर 


सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने डेविड वार्नर के टेस्ट संन्यास के बाद 
सलामी बल्लेबाज केलिए अपना दावा पेश करते हुए कहा किइस स्थान केलिए कसी विशेषज्ञ 
को ही चुना जाना चाहिए। वार्नए ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ 
३ जनवरी से सिडनी में शुरूहोने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच केबाद खेल केइस 
प्राल्य के अलविदा कह देगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनकी जगह लेने के लिए बैनक्रॉप्ट, 
मार्कस हैरिस, मैट रेनशा के अलावा कैमरन ग्रीन के भी दावेदार माना जा रहा है। बैनक्रॉफ्ट 
ने एएपी से कहा, मैं पिछले 0 वर्षों से थील्ड क्रिकेट में पारी क्ष आगाज कर रहा हूं। यह 
बल्‍लेबाजी केलिए आसान स्थान नही है। इससे कई चुनौतियां जुड़ी हुई है। मेश मानना है कि 
यह स्थान विशेषज्ञ के लिए होता है। पिछले 2 महीनों में मेरी चयनकर्ताओं से कुछ अवसरों 
पर बातचीत हुई और मै उनसे पूछा कि मुझे अपनी बल्लेबाजी में सुधार कश्ने के लिए क्या 
करना चाहिए। मैं हमेशा सुधार करके बेहतर बल्लेबाज बनने पर ध्यान देता हूं और मैं उनका 


'फाइनल में जीत हासिल की। दिव्यांशी जैन अंडर-॥ वर्ग में उप विजेता रहीं । 


हमार लक्ष्य विश्व कप क्वालीफयर में पहुंचना : स्टिमक 


भाषा। दोहा 


भारतीय फुटबॉल टीम आगामी 
एशियाई कप के ग्रुप में सबसे 
निचली रैंकिंग पर है और मुख्य 
कोच इगोर स्टिमिक ने रविवार को 
कहा कि टीम का मुख्य लक्ष्य 2026 
विश्व कप क्लालीफायर के तीसरे 
दौर में पहुंचने का है। स्टिमक 
एएफसी एशियाई कप में मिलने 
वाली चुनौती के आधार पर अपना 
आकलन कर रहे थे जिसमें उन्हें 
मुश्किल ग्रुप में महाद्वीप की मजबूत 
टीम आस्ट्रेलिया और शारीरिक रूप 
से मजबूत उज्बेकिस्तान से भिड़ना 
है। भारत को ग्रुप बी में विश्व कप 
की नियमित टीम आस्ट्रेलिया, 
मजबूत मध्य एशियाई टीम 
उज्बेकिस्तान और सीरिया के साथ 
रखा गया है जो फीफा रैंकिंग में 
स्टिमक की टीम से उप्र हैं। स्टिमक 
ने कहा, निश्चित रूप से हम अपने 
ग्रुप में सबसे निचली रैंकिंग पर हैं। 
उज्बेकिस्तान छुपीरूस्तम टीम है 


७ 2026 के तीसरे 
दौर में पहुंचने को 
करेंगे मेहनत 


और उसके खिलाड़ियों की कद 
काठी परेशान कर सकती है। 
आस्ट्रेलिया फुटबॉल के शीर्ष स्तर 
पर खेल रहा है और हम सभी जानते 
हैं कि उनकी टीम क्‍या करने की 
क्षमता रखती है, वे विश्व कप में 
नियमित तौर पर खेलते हैं और ग्रुप 
चरण की बाधा पार कर लेगा। भारत 
टूर्नामेंट के लिए शनिवार को कतर 
की राजधानी पहुंच गया। यह पूछने 
पर कि उनकी योजना क्या होगी तो 
स्टिमक ने कहा, यह ग्रुप पिछले 
एशियाई कप की तुलना में ज्यादा 
कठिन है। हमारे लिए सबसे 
महत्वपूर्ण चीज है अच्छा प्रदर्शन 
और सुनिश्चित करना कि हम खेलते 
हुए स्थिर रहें और चोटिल नहीं हों। 
मैं नतीजों को लेकर खिलाडयों को 
दबाव में नहीं ला रहा हूं। हमें 


स्थिरता लाने की जरूरत है, हम भले 
ही किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, 
हम निर्भीक होकर फुटबॉल खेलने 
की कोशिश करेंगे। मुझे अंतिम 
नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 
हमारा अंतिम लक्ष्य विश्व कप 
क्लालीफायर के तीसरे दौर के लिए 
क्लालीफाई करना है। भारतीय टीम 
अपने अभियान की शुरूआत ॥3 
जनवरी को आस्ट्रेलिया के खिलाफ 
करेगी। इसके बाद उसे 8 जनवरी 
को उज्बेकिस्तान और 23 जनवरी 
को सीरिया से भिड़ना है। टीम सात 
जनवरी को अभ्यास मैच खेलेगी 
जिसमें उसे पता चलेगा कि वह बड़ी 


परीक्षा से पहले कितनी तैयार है। 
सभी अन्य टीमें तीन हफ्ते से ही 
दुबई में हैं, हमें जो इतना कम समय 
मिला है, उसमें उचित तरीके से 
मौसमी हालात से सांमजस्य बिठाने 
का प्रयास कर रहे हैं। कुछ 
महत्वपूर्ण खिलाड़ियों जैसे जैकसन 
सिंह, ग्लेन मार्टिस्स और अनवर 
अली के चोटिल होने से स्टिमक की 
योजना प्रभावित हुई हाल के दिनों 
में चोटों से चीजें हमारे लिए 
नाटकीय ढंग से बदल गई। अनवर 
अली, आशिक कुरूनियन, ग्लेन 
मार्टिस्स और जैकसन सिंह की हमें 
बहुत कमी खलेगी। अनवर कौ जगह 
लेना आसान नहीं है, वह एशिया में 
सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में से एक है। 
जैकसन हमें तैयारियों के चरण में 
स्थिरता प्रदान कर रहा था। लेकिन 
हमारे पास उनके बारे में बात करने का 
समय नहीं है जो हमारे साथ नहीं हैं। 
हमारे पास जो भी खिलाड़ी मौजूद हें, 
उन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने 
का प्रयास करेंगे। 


फीडबैक लेना चाहता था। 


स्मैश प्लेट ग्रुप के फाइनल में, अमित चमके 


लखनऊ। उम्दा बल्लेबाजी के बाद 
अमित पुरी-4 विकेट की गेंदबाजी से 
स्मैश क्रिकेट क्लब ने द्वितीय अधीर 
दुबे टी.20 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेट 
ग्रुप के दूसरे सेमीफाइनल में चैंपियन 
क्रिकेट क्लब को 9 रन से पराजित 
करते हुए फाइनल में स्थान सुरक्षित 
किया। रास बिहारी तिवारी स्टेडियम 
पर रविवार को हुए मुकाबले में स्मैश 
क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते 
हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट 
पर 440 रन का स्कोर बनाया। टीम ने 
सात रन पर शुरुआती दो विकेट गंवा 
दिए थे। इस हालत में संजीव सिंह - 
१4 और गोल्डी सिंह-36 ने मोर्चा 
संभालते हुए तीसरे विकेट के लिए 
48 रन की साझेदारी की। इसके 
अलावा अभिषेक ने 32 गेंदों पर 4 
चौके से 42 रन बनाकर टीम को 
संभाला। मुकेश सिंह ने ॥4 व नरेंद्र 
जीत सिंह ने 43 रन का योगदान 
किया। चैंपियन क्रिकेट क्लब से 
जावेद खान व मोण्डश्तियाक हुसैन ने 
दो-दो विकेट की सफ्लता हासिल 


की । जवाब में चैंपियन क्रिकेट क्लब 
लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 
ओवर में 8 विकेट पर 24 रन ही 
बना सका और जीत से मात्र 9 रन 
दूर रह गया। टीम की पारी शुरू से ही 
लड़खड़ाहट का शिकार रही और 27 
रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए 
थे। जावेद खान-नाबाद 29 ने 
सर्वाधिक रन बनाए प्रतीक तिवारी ने 
१9, शिव श्रीवास्तव ने 8, अभिषेक 
शर्मा ने 47 रन बनाए लेकिन टीम को 
जीत नहीं दिला सके। स्मैश क्रिकेट 
क्लब से अमित पुरी ने 4 ओवर में 
१0 रन देकर 4 विकेट की सफ्लता 
हासिल की। मनोज पाण्डेय को दो 


जिला एथलेटिक्स अब ॥7 से 

लखनऊ। लखनऊ जिला एथलेटिक्स 
एस्ोम्रिएतन के तत्वावधान में होने वाली 
लखनऊ जिला आऑडर-04 व ऑंडर-॥6 
एथलेटिक्स चैंपियनशिप अब ॥7 व 8 जनवरी 
2024 तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 
आयोजित होगी। इस पैंपियनशिपर के माध्यम 
से चयनित खिलाड़ी आगामी शा्ट्रीय अंडर-4 
व अंडर-॥6 अंतर जिला एथलेटिक्स 
चैंपियनशिप में भाग लेंगे। एसोमिएशन के 
सपिव बीआर वरुण ने बताया कि प्रतियोगिता 
बालक व बालिका के अंडर-4 व अंडर-॥6 
आयु वर्ग में होगी। अंडर-4 आयु वर्ग में 
प्रतिभागियों की उम्र 9 फवरी 20॥0 से ॥8 
एहवरी 20॥2 के मध्य होनी चाहिए। दूसरी ओर 
अंडर.6 आयु वर्ग में प्रतिभागियों की उम्र 9 
फवरी 2008 व ॥8 फवरी 200 के मध्य होनी 
चाहिए। सभी वर्गों की प्रतियोगिताएं केडी सिंह 
बाबू स्टेडियम में सुबह आठ बजे से शुरू होंगी। 
उन्होंने बताया कि पहले यह चैंपियनशिप 2 व 
३ जनवरी 2024 तक होनी इम्न प्रतियोगिता 


विकेट की सफ्लता मिला। मैन ऑफ में भाग लेने के इच्छुक अधिक जानकारी के 


द मैच का पुरस्कार अमित पुरी को 
देकर सम्मानित किया गया। 


लिए बीआर वरूण मोबाइल नः 
945027942 से संपर्क कर सकते हैं। 


सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 900के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्‍ली-0002, दूरभाष: 0-4040455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-2030 (उ.प्र. ) से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, 
स्थानीय सम्पादकः प्रदीप तिवारी । पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद 
तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-3॥, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-2030॥, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 20-4879900। 


